

















हि 


. सस्ता साहित्यमण्डल 





| 


श्रीमद्भगवद्गीता, अनुवाद सहित 


मो० क० गांधी 


१६८७ 
सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन 


न्ध 














प्रकाशकीय 


महात्मा गांघी के जीवन पर गीता का गहरा प्रभाव पड़ा था । उससे 
उन्होंने ज्ञान और भक्ति की प्रेरणा पाई; लेकिन उनसे भी अधिक उन्हें 
निष्क्राम कर्म की महिमा का पता चला । अपने जीवन में वह बार-बार इस 
बात पर जोर देते रहे कि कर्म करो, पर उसके फल की इच्छा रखकर नहीं । 
वह लिखते हैं, “परिणाम की चिन्ता करनेवाले की स्थिति विषयांघ की- 
सी हो जाती है और भ्रंत में वह विषयी की भांति सारासार का, नीति- 
अनीति का, विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त करने के लिए हर किसी 
साधन से काम लेता है और उसे घर्म मानता है ।” 


गांधीजी की दृष्टि में गीता का मुख्य उद्देश्य अनासक्ति के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करना है, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक का नामकरण 'अना- 
सक्ति योग’ किया । 


गांधीजी के लिए गीता मां के समान थी । वह चाहते थे कि उससे 
सभी लोग लाभ उठावे । प्रतः उन्होंने सम्पूर्ण गीता का सार “गीता बोघ' 
के नाम से तयार किया । इतना ही नही, उन्होंने गीता के इलोकों का बडी 
ही सरल-सुबोध भाषा में अनुवाद किया । प्रस्तुत में मूल इलोकों के 
साथ वही अनुवाद किया गया है। विषय की स्पष्टता तथा पाठकों की 
सुविधा के लिए यत्र-तत्र गांधीजी ने भ्रपती टिप्पणियां भी दी हैं । 


REN 


sie sons id 


निस्संदेह यह पुस्तक प्रेरणा का अक्षय स्रोत है । ज्ञान, भक्ति और 
उनसे भी बढ़कर निष्क्राम कर्म के इस महासागर में जो जितनी गहरी 
डुबकी लगायेगा, उतने ही मूल्यवान रत्न उसके हाथ पड़ेंगे । 


सच यह है कि ऐसी पुस्तकें एक बार नहीं, बार-बार पढ़ने की होती हैं। 
उनमें से नित नये-नये अर्थ निकलते हैं, नई-नई प्रेरणाएं मिलती हैं । 
हमें पूणं विश्वास है कि पाठक इस पुस्तक से पूरा लाभ उठावेंगे । 


--मत्री 





प्रस्तावना 


ARE 
जसे स्वामी आनंद आदि मित्रों के प्रेम के वश होकर मैंने सत्य के 
प्रयोगों के लिए आत्मकथा का लिखना आरभ किया था, वैसे गीता का 
अनुवाद भी । स्वामी आनंद ने असहयोग के जमाने में मुझसे कहा था, “आप 
गीता का अथं करते हैं, बह अथं तभी समझ में आ सकता है जब आप एक 
बार समूची गीता का अनुबाद कर जायं और उसके ऊपर जो टीका करनी 
हो, वह करें और हम बह संपूर्ण एक बार पढ़ जायं। फूटकर श्लोकों में 
से अहिंसादि का प्रतिपादन मुझे तो ठीक नहीं,लगता है।” मुझे उनकी दलील 
में सार जान पड़ा । मैंने जवाब दिया, “अवकाश मिलने पर यह करूंगा ।” 
फिर मैं जेल गया । वहां तो गीता का अध्ययन कुछ अधिक गहराई से करने 
का मोका मिला । लोकमान्य का ज्ञान का भंडार पढ़ा। उन्होंने ही पहले 
मुझे मराठी, हिंदी ओर गुज राती अनुवाद प्रेमपूर्वक भेजे थे ओर सिफारिश 
की थी कि मराठी न पढ़ सक्‌ तो गुजराती अवश्य पढ्‌ । जेल के बाहर तो : 
उसे न पढ़ पाया, पर जेल में मुजराती अनुवाद पढ़ा । इसे पढ़ने के वाद गीता 
के संबंध में अधिक पढ़ने की इच्छा हुई और गोता-संवंधी अनेक ग्रंथ उलटे- 
पलटे । 
मुझे गीता का प्रथम परिचय एडविन आर्नाल्ड के पद्य-अनुवाद से सन्‌ 
१८८८-५६ में प्राप्त हुआ। उससे गीता का गुजराती अनुवाद पढ्ने की तीव्र 
इच्छा हुई और जितने अनुवाद हाथ लगे, उन्हें पढ़ गया; परंतु ऐसी पढ़ाई 
मुझे अपना अनुवाद जनता के सामने रखने का बिलकुल अधिकार नहीं 
देती । इसके सिवा मेरा संस्क्ृत-ज्ञान अल्प है, गुजराती का शान बिदवत्ता के 
विखार से कुछ नहीं है। तब मैंने अनुवाद करने की धृष्टता क्यों की ? 








SMC 


गीता को मैंने जिस प्रकार समझा है उस प्रकार का आचरण करने कां 
मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियों का बराबर प्रयत्न है । गीता” 
हमारे लिए आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसके अनुसार आचरण बें निष्फलता 
रोज आती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है । इस निष्फलता 
में सफलता की फूटती हुई किरणों की झलक दिखाई देती है । यह नन्हा-सा 
जन-समुदाय जिस अथं को आचार में परिणत करने का प्रयत्न करता हे, 
वह ईस अनुवाद में है । ु 

इसके सिवा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र-सरीखे, जिन्हें अक्षरशान थोड़ा ही 
है, जिन्हें मूल संस्कृत में गीता समझने का समय नहीं है, इच्छा नहीं है, परंतु 
जिन्हें गीता रूपी सहारे की आवश्यकता है, उन्हीं के लिए इस अनुवाद की 
कल्पना है ।' गुजराती भाषा का मेरा ज्ञान कम होने पर भी उसके द्वारा 
गुजरातियों को, मेरे पास जो कुछ पूंजी हो बह, दे जाने की मुझे सदा भारी 
अभिलापा रही है। मैं यह चाहता हूं अवश्य कि आज गंदे साहित्य का जो 
प्रवाह जोरों से जारी है, उस समय में हिंदू-धर्म में अद्वितीय माने जानेवाले 
इस ग्रंथ का सरल अनुवाद गुजराती जनता को मिले और उसमें से वह उस 

` प्रवाह का सामना करने की शक्ति प्राप्त करे । कई 
इस अभिलाषा में दूसरे गुजराती अनुवादों को अवहेलना नहीं है । उन 
सबका स्थान भले ही हो ; पर उतके पीछे उनके अनुवादको का आचार- 
रूपी अनुभव का दावा हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है । इस अनुवाद के 
पीछे अडतीस वर्ष के आचार के प्रयत्न का दावा है । इसलिए मैं यह अवश्य 
चाहता हूं कि प्रत्येक गुजराती भाई और बहन, जिन्हें धर्म को आचरण में 
लाने की इच्छा है, इसे पढ़े, विचारें और इसमें से शक्ति प्राप्त करें। 

5 इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत मौजूद-है मेरा संस्कृत-ज्ञान 
बहुत अधूरा होने के कारण शब्दार्थं पर मुझे पूरा विश्वास नहीं हो सकता 
था; अतः इतने भर के लिए इस अनुवाद को विनोबा, काका कालेलकर, 

हादेव देमाई ओर किशोरलाल मशरूवाला ने देख लिया है । 


१. गांधीजी का अनुवाद गुजराती में है । यह उसीका, हिंदी-रूपांतर है । 


A ---+--- 


तट 


‘७; 


21२०: 

अव गीता के अर्थ पर आता हूं। 

सन्‌ १८८८-८६ में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा लगा 
कि यह ऐतिहासिक ब्रंथ नहीं है, वरन्‌ इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने 
प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरंतर होते रहनेवाले ढंद्-युद्ध का ही 
वर्णन है । मानुषी योद्धाओं की रचता हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के 
लिए गढ़ी हुई कल्पना है । यह प्राथमिक स्फुरण धमं का और गीता का 
विशेष विचार करने के वाद पक्की हो गई । महाभारत पढ़ने के वाद 
यह विचार और भी दृढ़ हो गया | महाभारत-ऱग्रंथ को मैं आधुनिक अर्थ में 
इतिहास नहीं मानता । इसके प्रबल प्रमाण आदि पर्व में ही हैं । पात्रों की 
अमानुषी और अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा- 
प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। उसमें वाणिज पात्र मूल में ऐतिहासिक 
भले ही हों, परंतु महाभारत में तो उनका उपयोग व्यास भगवान ने केवल 
धर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया है। 

महाभारतकार ने भोतिक युद्ध को आवश्यकता नहीं, उसको निरर्थकता 
सिद्ध की है । बिजेता ने रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दु:ख के 
सिवा और कुछ नहीं रहने दिया । 

इस महाम्रंथ में गीता शिरोमणि रूप से विराजती है। उसका दूसरा 
अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के वदले स्थितप्रद के लक्षण सिखाता 
है । स्थितप्रज्ञ का ऐहिक युद्ध के साथ कोई संबंध नहीं होता, यह वात उसके 


- लक्षणों में से ही मुझे प्रतोत हुई है। साधारण पारिवारिक झगड़ों के 


औचित्य-अनौचित्य का निर्णय करने के लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना 
संभव नहीं है । 

गीता के कृष्ण मूतिमान्‌ शुद्ध संपूर्ण ज्ञान है ! परंतु काल्पनिक हैं । यहाँ 
कृष्ण नाम के अबतारी पुरुष का निषेध नहीं है । केवल संपूर्ण कृष्ण काल्प- 
निक हैं, संपूर्णाबतार का आरोपण पीछे से हुआ है । 

अवतार से तात्पर्य है शरोरधारी पुरुष विशेष । जीवमात्न ईश्वर के 
अबतार हैं, परंतु लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते । जो पुरुप 
अपरे युग में सबसे श्रेष्ठ धमंबान्‌ है, उसे भावी प्रजा अवताररूप से पूजती 


० 5205 


है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता | इसमें न तो ईश्वर के बड़प्पन 
में कमी आती है, न उसमें सत्य को आघात पहुंचता है। “आदम खुदा नहीं; 
लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं ।” जिसमें धर्मं-जागृति अपने युग 
में सबसे अधिक है वह विशेषावतार है । इस विचरर-श्रेणी से कृष्णरूपी 
संपूर्णावतार आज हिंदू-धर्म में साम्राज्य भोग रहा है । 
यह दृश्य मनुष्य की अंतिम सदभिलाषा का सूचक हूं । मनुष्य को ईश्वर- 
रूप हुए बिना चैन नहीं पड़ता, शांति नहीं मिलतो । ईश्वररूप होते के 
प्रयत्न का नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह्‌ 
आत्मदर्शन सब धर्म-ग्रंथों का विषय है, वैसे ही गीता का भी है। पर गीता- 
कार ने इस विषय का प्रतिपादन :करने के लिए गीता नहीं रची, वरन्‌ 
आत्मार्थी को भात्मदर्शन का एंक अद्वितीय उपाय बतलाना गीता का आशय 
है। जो चीज हिदू धर्म-प्रंथों में छिट-पुट दिखाई देती है, उसे गीता ने अनेक 
रूपों में, अनेक शब्दों में, पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके भी, अच्छी तरह 
स्थापित किया है। 
वंह अद्वितीय उपाय है 'कर्मफलत्याग ।' 
` इस मध्यविदु के चारों ओर गीता की सारी सजावट है । भक्ति, ज्ञान 
इत्यादि इसके आसपास तारा-मंडल-रूप में सज गये हैं। जहां देह हें, वहां 
कर्म तो है ही। उसमें से कोई मुक्त नहीं है, तथापि देह को प्रभू का मंदिर 
बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब घमो ने प्रतिपादन किया 
है; परंतु कर्ममात्न में कुछ दोष तो हैं ही, मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है । 
तब कर्मबंघन में से अर्थात दोष-स्पशं में से कंसे छुटकारा हो ? इसका जवाब 
गीताजी ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया है--““निष्काम कमं से, यज्ञाथे कर्म 
करके, कर्मफल त्याग करके, सब कर्मों को कृष्णापंर्ण करके, अर्थात्‌ मन, वचन 
और काया को ईश्वर में होम करके ।' १ 
। पुर निष्कामता, कर्म फल-त्याग कहनेभर से नहीं हो जाता । यह केवल 
बुद्धि का प्रयोग नहीं है । यह हृदय-मंथन से ही उत्बन्न होता है । यह त्याग- 
' शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए । एक प्रकार का ज्ञान तो बहुतेरे 
पंडित पाते हैं । वेदादि उन्हें कंठ होते हैं; परंतु उनमें से अधिकांश भोगादि 


मे लगे-लिपटे रहते हैं। ज्ञान का अतिरेक शुष्क प्रांडित्य के रूप में न हो 


DBE 
B8९, 8 


जाय, इस खयाल के गीताकार ने ज्ञान के साथ भक्ति को मिलाया और- उसे 
प्रथम स्थान दिया । बिना भक्ति का ज्ञान हानिकर हैं । इसलिए कहा गया, 
“भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जायगा।” पर भक्ति तो “सिर का सौदा' 
है, इसलिए गीताकार ने भक्ति के लक्षण स्थितप्रज्ञ के-से बतलाये हैं । 
तात्पर्य, गीता की भक्ति बाह्याचारिता नहीं है, बंघश्रद्धा नहीं है ! गीता 

में बताये उपचार का बाह्य चेष्टा या क्रिया के साथ कम-से-कम संबंध है, 
माला, तिलक, अर्ध्यादि साधन भले ही भक्त बरते, पर वे भवित के लक्षण 
नहीं हैं । जो किसी का द्वेष नहीं करता, जो करुणा का भंडार है और ममता- 
रहित है, जो निरहंकार है, जिसे सुख-दुःख, शीत-उष्ण समान हैं, जो क्षमा- 
शील है, जो सदा संतोषी है, जिनके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसने मन 
और बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दिये हैं, जिससे लोग उद्ठेग नहीं पाते, जो 
लोगों का भय नहीं रखता, जो हषं-शोक-भयादि से मुक्त हैं जो पवित्र है, 
जो कार्यदक्ष होने पर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभ का त्याग करने- 
वाला है, जो शत्रू-मि्र पर समभाव रखने-बाला हुँ, जिसे मान-अपमान 
समान है, जिसे स्तुति से खुशी नहीं होती और निदा से ग्लानि नहीं 
होती, जो मौनधारी है, जिसे एकांत प्रिय है, जो स्थिरबुद्ध है, वह भक्त 
है । यह भक्ति आसक्त स्वी-पुरुषों में संभव नहीं है। 

इसमें से हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शत 
है । आत्मदर्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे रुपये के बदले में जहर 
खरीदा जा सकता है और अमुत भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्ति 
के बदले बंधन भी लाया जा सके ओर मोक्ष भी, यह सम्भव नहीं है । यहां 
तो साधन.और साध्य, बिलकुल एक नहीं तो लगभग एक ही वस्तु हैं, 
साधन की पराकाष्ठा! जो है, बही मोक्ष हें और गीता के मोक्ष का अथं परम 
शांति हूँ । 

किन्तु ऐसे ज्ञान भौर भक्ति को कर्म-फल-त्याग की कसौटी पर चढ़ना 
ठहरा । लौकिक कल्पना में शुष्क पंडित भी ज्ञानी मान लिया जाता हूँ। 
उसे कुछ काम करने को नहीं रहता । हाथ से लोटा तक उठाना भी उसके 
लिए क्म-बंधन है । यज्ञशून्य जहां ज्ञानी गिना जाय वहां सोटा उठाने- 
जैसी तुच्छ लौकिक क्रिया को स्थान ही कंसे मिल सकता हूं ? 


: १०: 


लौकिक कल्पना में भक्त से मतलब है बाह्याचारी', माला लेकर जप 
करने वाला । सेवा-कमं करते भो उसकी माला में बिक्षेप पड़ता हँ । इस- 
लिए वह खाने-पीने आदि भोग-भोगने के समय ही माला को हाथ से 
छोड़ता हूँ, चक्की *चल्लाने या रोगी की सेवा-शुश्रूषा करने के लिए कभी 
नहीं छोड़ता । क 

इन दोनों बगों को गीता ने साफतौर से कह दिया, “कर्म बिना 
किसी ने सिद्धि नहीं पाई । जनकादि भी कम द्वारा ज्ञानी हुये । यदि मैं भी 
आलस्य रहित होकर कर्म न करता रहूं तो इन लोकों का नाश हो जाय ।” 
तो फिर लोगों के लिए पूछना हौ क्या रह जाता हुं ! 

परन्तु एक ओर से कमं मात्र बन्धनरूप हैं, यह निविवाद हँ । दूसरी 
ओर से देही इच्छा-अनिल्छा से भी कर्म करता रहता हैँ । शारीरिक या 
. मानसिक सभी बेष्टाएं कमं हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधनमुक्त 
कंसे रहे ? जहां तक मुझे मालूम हे, इस समस्या को गीता ने जिस तरह 
हल किया है, वैसे दूसरे किसी भो धर्म-ग्रंथ ने नहीं किया है । गीता का 
कंहना हूँ, “कलासंक्ति छोड़ो और कमं करो”, “अशारहित होकर कमं 
करो”, “निष्काम होकर कर्म करो ।” यह गीता की वह ध्वनि है,.जो 
भुलाई नहीं जा सकती । जो कर्म छोड़ता हूँ, बह गिरता। कमं करते हुए 
भी जो उसका फल छोड्ता है, बह बढ्ता है । फल-त्याग का यह अर्थ नहीं 
है कि परिणाम के सम्बन्ध में खापरबाहो रहे। परिणाम और साधन का 
बिचार और उक] ज्ञान जत्यावश्यक है । इतना होने के बाद जो मनुष्य 
परिणाम की इच्छा किये बिना साधत में तन्मय रहता है, बह फलत्यागी 
हु पर यहां फलत्याग का कोई यह अर्थ न करे कि त्बागो को फल मिलता 
नहीं । गीता में ऐसे अर्थ को कहीं स्थान नहीं है। फलत्याग से मतलव है फल 
के सम्बन्ध में आसनित का अभाव । बास्तब में देखा ज।य तो फलत्यागी 
को तो हजा रगुना फल मिलता है। गोता के फसत्याग में तो अपरिभित 
श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य परिणाम का ध्यान करता रहता है, बह 


न्यु 4. जो बाहाबार में लीन जो बाझाचार में लीन रहता है और शुद्ध भाव खे मानता है कि बही भक्ति है । 





: ११: 


बहुत बार कमं--कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है । उसे अधीरता घेरती है, इससे 
बह क्रोध के वश हो जाता है और फिर वह न करने योग्य करने लग पड़ता ' 
है, एक कर्म में से दूसरे में और दूसरे में से तीसरे में पड़ता जाता है । 
परिणाम की चिता करने वाले की स्थिति विषयांध की-सी हो जाती है। 
और अन्त में बहू विषयी की भांति सारासार का, नीति-अनीति का विवेक 
छोड़ देता है, और फल प्राप्त करने के लिए हर किसी साधन से काम लेता 
है और उसे धर्म मानता है। 

फलासक्ति के ऐसे कटु परिणामों में से गीताकार ने अनासक्ति का 
अर्थात्‌ कर्मफलत्याग का सिद्धांत निकाला और संसार के सामने अत्यन्त 
आकर्षक भाषा में रखा। साधारणतः तो यह माना जाता हैं कि धर्मे और 
अर्थ बिरोधी वस्तु हैं, “व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहार में धर्म नहीं 
बचाया जा सकता, धर्म को जगह नहीं हो सकती, धर्म का उपयोग केवल 
मोक्ष के लिए किया जा सकता है | धर्म की जगह धर्म शोभा देता है और 
अर्थ की जगह अर्थ ।” बहुतो से ऐसा कहते हम सुनते हैं । गीतकार ने इस 
भ्रम को दूर किया है । उसने मोक्ष और व्यवहार के बीच ऐसा भेद नहीं 
रखा है, वरन्‌ व्यबहार में धर्म को उतारा है । जो घर्म व्यवहार में न लाया 
जा सके, वह धर्म नहीं है, मेरी समझ से यह बात गीता में हैं । मतलब, 
गीता के मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्ति के बिना हो ही न सकें, 
वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा सुवर्ण नियम मनुष्य को अनेक धर्म-संकटों से 
बचाता है। इस मत के अनुसार खून, झूठ, व्यभिचार इत्यादि कमं अपने- 
आप त्याज्य हो जाते हैं। मानव-जीवन सरल बन जाता है और सरलता. 
में सें शांति उत्पन्न होती है । : 

इस विचार-श्रेणी के अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा है कि गीता की 
शिक्षा को व्यवहार में लानेवाले को अपने-आप सत्य और अहिमा का पालन 
करना पड़ता है। फलासक्ति के बिना न तो मनुष्य को असत्य बोलने का 
लालच होता है, न हिसा करने का। चाहे जिस हिसा या असत्य के कार्य 
को हम लें, यह मालूम हो जायगा क्रि उसके पीछे परिणाम की इच्छा 
रहती है । गीता-काल के पहले भी अहिसा परम धर्म रूप मानी जाती थी, 
'चर गीता को तो अनासक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करना था। दूसरे 


:१२: 


अध्याय में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

परंतु यदि गीता को अहिसा मान्य थी, अथवा अनासक्ति में अहिंसा 
अपने-आप आ ही जाती है, तो गीताकार ने भौतिक युद्ध को उदाहरण के 
रूप में भी. क्यों लिया ? गीता-युग में अहिसा धर्म मानी जाने पर भी 
भौतिक युद्ध सवंमान्य वस्तु होने के कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का 
उदाहरण लेते संकोच नहीं हुआ और न होना चाहिए था। 

परन्तु फलत्याग के महत्व का अंदाजा करते हुए गीताकार के मन में 
कया विचार थे, उसने अहिंसा की मर्यादा कहां निश्चित की थी, इस पर 
हमें विचार करने की आवश्यक्ता नहीं रहती । कवि महत्व के सिद्धान्तों 
को संसार के सम्मुख उपस्थित करता है, इसके यह मानी नहीं होते क्रि वह 
सदा अपने उपस्थित किये हुए सिद्धान्तो को महत्त्वपूर्ण रूप से पहचानता 
है या पहचानने के बाद समूचे को भाषा में रख सकता है | इसमें काब्य की 
और कवि को महिमा है । कवि के अर्थ का अंत ही नहीं है। जेसे मनुष्य का, 
उसी प्रकार महावाक्यो के अर्थ का विकास होता ही रहता है | भाषाओं के 
इतिहास से हमें मालूम होता है कि अनेक महान्‌ शब्दों के अर्थ नित्य-नये 
होते रहे हैं। यही बात गीता के अर्थं के संबंध में भी है । गीताकार ने स्वयं 
महान्‌ रूढ़ शब्दों के अर्थ का विस्तार किया है। गीता को ऊपरी दृष्टि से 
देखने पर भी यह बात मालूम हो जाती है। गीता-युग के पहले कदाचित 
यज्ञ में पशु-हिसा मान्य रही हो। गीता के यज्ञ में उसकी कहीं गन्ध तक 
नहीं है । उसमें तो जपयज्ञ यज्ञों का राजा है । तीसरा अध्याय बतलाता है 
कि यज्ञ का अर्थ है मुख्य रूप से परोपकार के लिए शरीर का उपयोग। 
तीसरा ओर चौथा भध्याय मिलाकर दूसरी व्याख्याएं भी निकाली जा 
सकती हैं, पर पशु-हिसा नहीं निकाली .जा सकती । वही बात गीता के 
संन्यास के अर्थ के संबंध में है । कर्ममा् का त्याग गोता के संन्यास को 
भाता ही नहीं । गीता का संन्यासी अतिकमी है, तथापि अति-अकमी है। 
इस प्रकार गीताकार ने तो महान्‌ शब्दों का व्यापक अर्थ करके अपनी भाषा 
का भी व्यापक अर्थ करना हमें सिखाया है। गीताकार की भाषा के अक्षरों 
से यह बात भले ही निकलती हो कि सम्पूर्ण कर्मफलत्यागी द्वारा भौतिक 
युद्ध हो सकता है, परन्तु गीता की शिक्षा को पूणं रूप से अमल में लाने का 


SOR 


४० बर्ष तक सतत प्रयत्न करने पर मुझे तो नञ्रतापूर्वक ऐसा जान पड़ा 
है कि सत्य और अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन किये बिना सम्पूर्ण कमंफल- 
त्याग मनुष्य के लिए असम्भब है । 

गीता सूत्रग्रंब नहीं है। गीता एक महान्‌ घम-क्राव्य है । उसमें जितना 


` गहरे उतरिये, उतने ही उसमें से नये और सुन्दर अथं लीजिये। गीता 


जन-समाज के लिए है, उसमें एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा है! 
अतः गीता में आये हुए महाशब्दों का अर्थ युग-युग में बदलता और विस्तृत 
होता रहेगा । गीता का मूल मंत्र कभी नहीं बदल सकता । वह मंत्र जिस 
रीति से सिद्ध किया जा सके, उस रीति से जिज्ञासु चाहे जो अर्थ कर सकता 
है।. 

गीता बिधि-निषंध बतलानेवाली भी नहीं है। एक के लिए जो 
विहित होता है, बही दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है। एक काल या एक 
देश में जो बिहित होता है, वह दूसरे काल में, दूसरे देश में निषिद्ध हो 
सकता है । निषिद्ध केवल फलासक्ति है, विहित है अनासक्ति 1 ' 

गीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता बुद्धिगम्य नहीं है 
वह हृदयगम्य है ! अतः वह अश्रद्धालु के लिए नहीं है । गीताकार ने ही कहा 


है: 
“जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और 


जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह ज्ञान तू .कभी न कहना !" १८1६७ 
` “परंतु यह परमगुह्य शान जो मेरे भक्तों को देगा, वह मेरी परम 
भक्ति करने के कारण तिःमंदेह मुझे ही पावेग। |“ १८।६८ 


“और जो मनुष्य द्वेषरहित होकर श्रद्धापूवेक केवल सुनेगा, वह भी 
मुक्त होकर पुण्यवान जहां बसते हैं, उस शुभ लोक को पावेगा । १८।७१ 


(कौसानी, हिमालय) 
सोमवार. 

आषाइ कृष्ण, २, १६८६ 
२४-९६-२६ 





Le 


दा -८ १८ ० -० टु ०० 


०० 290 
~ © fm fl 


20० ~ 
AU A) 


१८. 


अनुक्रम 


अर्जुनविषादयोम 
सांख्ययोग 


. कर्मयोग 

. ज्ञानकमंसंन्यासयोग ` 

. कर्मसंन्यासयोग 

, ध्यानयोग 

. ज्ञानविज्ञानयोग 

. अक्षरब्रह्मयोग 

. राजविद्याराजगुह्मयोग 
. विभूतियोग 

. विश्वरूपदर्शनयोग 

. भक्तियोग 

३. धषेत्रक्षेव्रज्ञविभागयोग 

१४, 
१५. 
१६. 
१७. 


गुणत्रयविभागयोग 
पुरुधोत्तमयोग 
देदासुरमंपद्‌विभागयोग 
श्रद्धात्रयविभागयोग 
संच्यासयोग 


१७ 
२५ 
४० 
५१ 
६२ 
७१ 


[yt] 

३ 

द्‌ 
१०० 
१०७ 


१२१ 


* १२५ 


१३३ 
१३६ 
१४५ 
१५० 
१५५ 





2५-७ 


अनासक्तियोग 


40 58 
अर्जुनविषादयोग 


जिज्ञासा बिना ज्ञान नहीं होता । दुःख बिना सुख नहीं 
होता । घर्मेसंकट--हृदयमंथन सब जिज्ञासुओं को एक बार 


होता ही है। 
धृतराष्ट्र उवाच 


ध्मक्षेत्र कुरक्षेल समबेता युयुत्सबः। 
मासका: पाण्डवाश्चव किमकुर्वत संजय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले-- 
हे संजय ! मुझे बतलाओ कि धमेक्षेत्वरूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध 
करने की इच्छा से इकटठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या 
किया ? १ 
टिप्पणी--यह शरीररूपी क्षेत्र धर्मक्षेत्र है, क्योंकि यह मोक्ष 
का द्वार हो सकता है। पाप से इसकी उत्पत्ति है और पाप का 
यह भाजन बना रहता है, इसलिए यह कुरुक्षेत्र है । 
कौरव अर्थात्‌ आसुरी वृत्तियां। पांड्पुत्र अर्थात्‌ दैवी 
वृत्तियां । प्रत्येक शरीर में भली और बुरी वृत्तियों में युद्ध चलता 
ही रहता है, यह कौन नहीं अनुभव करता दन 
सञ्चय उवाच 
बुष्ट्वा तु पाण्डवानोक व्यूढं बुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
संजय ने कहा-- 
उस समय पांडवों की सेना सजी देखकर राजा दुर्योधन 
आचार्य द्रोण के पास जाकर बोले-- २ 


१८ अनासबितयोग 


पश्येतां पाण्डपुखाणामाजायं महतीं चमूम्‌ । 
ब्यूढां ब्रुपवपुलण तब शिष्येण घोमता ॥३॥ 
हे आचार्य ! अपने बुद्धिमान शिष्य द्र पदपुत्र धृष्टद्युम्त 
द्वारा सजाई हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए । ३ 
अख शुर! महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्य ब्रुपदश्ख सहारथः।।४॥ 
यहां भीम, अर्जुन-जैसे लड़ने में शूरवीर धनुर्धर, युयुधान 
(सात्यकि), विराट और महारथी द्र पदराज, ॥ 1 
घृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्य वोयं बान्‌ । 
बुहित्कुन्तिणोजश्च शैब्यश्ख सरपुंगबः ॥४॥ 
धृष्टकेतु, चेकितान, शूरवीर काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिमोज 
और मनुष्यों में श्रेष्ठ शेब्य, १ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्मोजाश्च बीयंबान्‌ । 
सोसद्रो द्रोपदेयाश्ल सर्व एव महारथाः ॥।६॥ 
इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा- 
पुत्र (अभिमन्यु) ओर द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ६ 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। 
नायका मम सत्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते॥७॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! अब हमारी ओर के जो मुख्य योद्धा हैं, उन्हें 
आप जान लीजिए । अपनी सेना के नायको के नाम मैं आपके 
घ्यान में लाने के लिए कहता हूं । ७ 
सवान्मीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथंव ख॥८॥। 
एक तो आप, भीष्म, कणे, युद्ध में जयी कृपाचार्य, अहृव- 
` त्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ८ 
ु अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः । 
नानाहास्तप्रहरणाः सर्व ` युद्धविशारवाः॥।६॥ 
०००९८ दसरे भी सद तेरे नाना प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करनेवाले 
` शुरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण देनेवाले हैं ।' वे सब युद्ध में 


i CS FSSC SYR 


पहला अध्याय : अर्जून बिषादयोग १९ 


कुशल हैं । & 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं स्रीषसाभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं स्विदमेतेबां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥1१०॥ 
भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल अपूर्ण है, पर भीम 
द्वारा रक्षित उनकी सेना पूर्ण है। १० 
"अयनेषु च सवेषु यथासागमबस्थिताः । 
भौष्म्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः - सबं एव हि॥११॥ 
इसलिए आप सब अपने-अपने स्थान से सब मार्गो से भीष्म- 
पितामह की रक्षा अच्छी तरह करें। ११ 
(इस प्रकार दुर्योधन ने कहा) 
तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितासहः। 
सिहनादं विनश्वोच्च: शङ्ख दघ्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
तब उसे आनंदित करते हुए कुरु-वृद्ध प्रतापी पितामह ने 
उच्च स्वर से सिंहनाद. करके शंख बजाया । १२ 
ततः शाह्कश्च भेर्यश्च - पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोउभवत्‌ ॥। १ ३॥ 
फिर तो शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगे एक साथ 
ही बज उठे । यहथ्ताद भयंकर था । १३ 
ततः श्वेतेहुयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्की प्रदध्मतुः ॥।१४।। 
-इतने में सफेद घोड़ोंवाले बड़े रथ पर बैठे हुए श्रीकृष्ण और 


` अर्जुन ने दिव्य शंख बजाये । १४ 


पाङचचजन्यं हृषीकेशो वेवदर्श घनंञ्जयः। 
पोण्डं दष्मौ महाशह्कं भोमकर्मा वकोदरः॥१५॥ 
श्रीकृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। धनंजय अर्जुन ने देवदत्त 


` शंख बजाया। भयंकर कर्मवाले भीम ने पौंड नामक महाशंख | 


बजाया । १५ 
अनन्तत्रिजयं राजा कुन्तोपुल्ो - मुधिब्ठिरः । 
- नकुलः ` सहदेवश्च सुघोवमणिपुष्पको ॥१ इ 


२० अनासक्तियोग 


पह कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंतविजय नामक शंख बजार. 
और नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख 
बजाया । १६ 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥१७॥ 
बड़े धनुष्यवाले काशिराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, 
विराटराज, अजेय सात्यकि, १७ 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवौपते। 
सौभद्रश्च महाबाहुः शाह्भान्दष्मुः पृथक्पृथक्‌ ।।१८॥। 
द्रू पदराज, द्रौपदी के पुत्र, सृभद्रापुत्र महाबाहु अभिमन्यु, 
इन सबने, हे राजन्‌ ! अपने-अपने शंख बजाए । १८ 
स घोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१६॥ 
पृथ्वी और आकाश को गुंजा देनेवाले उस भयंकर नाद ने 
कौरवों के हृदय विदीर्ण कर डाले । १९ 
अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धातंराष्ट्रान्कपिध्वज:। 
प्रवृत्ते इस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः॥।२०॥ 
हृषीकेशं . तदा वाक्यमिदमाह महोपते। हे 
हे राजन्‌ ! हनुमान चिह्न की ध्वजावाले अर्जुन ने कौरव 
को सजे देखकर, हथियार चलाने की तैयारी के समय अपना 
धनुष चढ़ाकर हृषीकेश से ये वचन कहे-- २०-२१ 
अर्जुन उवाच के 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
अर्जन बोले 
EF अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा 
रखो, ह 
यावदेतान्निरीकषोऽहं योद्धकापानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया - संह योद्व्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
जिससे युद्ध की कामना से खड़े हुए लोगों को मैं देखू" और 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 





R 
प्‌ 


Ey ८ 2 मे RC 
% जानू कि इस रणसंग्राम में मुझे किसके साथ लड़ना लि... र 
योत्स्यमानानवेक्षेडं य एतेऽ्र समागताः। 


२ 
५ 


०0 


` पहला अध्याय : श्र्जुनविपादयोग 


२२ 


धातंराष्ट्रस्य वुद्ध प्रियचिकीषंबः॥।२३॥ 
दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छावाले जो 
योद्धा इकठठे हुए हैं, उन्हें मैं देख्‌ तो सही ।” २३ 
संजय उवाच 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोर्मयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
मीष्मद्रोणप्रमुखत: सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 


संजय ने कहा-- त. 
हे राजन्‌ ! जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण से यों कहा तब उन्ह 


दोनों सेनाओं के बीच में सब राजाओं और भीष्म-द्रोण के 


सम्मुख उत्तम रथ खड़ा करके कहा- है पार्थ ! इन इकटठे 
हुए कौरवों को देख ।” २४-२५ 
तव्रापश्यत्स्थिताम्पार्थः पितनथ पितामहान्‌ 
आचार्यान्मातुलास्भरातृत्‌ पु्ान्पौवान्सखीस्तथा॥२६॥ 
श्वशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि। 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥॥२७॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदर्तिदमब्रवीत्‌ । 
वहाँ दोनों सेनाओं में विद्यमान बड़े-बूढ़े, पितामह, आचार्य, 
मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्नेहियों को अर्जुन ने 
देखा । इन सब बांधवों को यों खड़ा देखकर, खेद उत्पन्न होने 
के कारण दीत बने हुए, कुंतीपुल्र इस प्रकार बोले २६-२७ 
अर्जुन उवाच 
दृष्ट्वेमं स्वजनं कुष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषंश्च जायते ॥२६। 







२२ अनासबितयोग 


अर्जुन बोले-- 
हे कृष्ण युद्ध के लिए उत्सुक होकर इकटठे ढु इन स्वजन 
स्नेहियों को देखकर मेरे गात्र शिथिल होते जा रहे हैं, मुंह सूख 
रहा है, शरीर कांप रहा है और रोएं खड़े हो रहे हैं। २८-२६ 
शाण्डीबं त्रसते हस्तात्वक्चव परिदह्यते। 
न च शक्नोम्यवस्थातुं ' श्रसतीब च॑ मे मनः।।३०॥ 
हाथ से यांडीव सरक रहा है, त्वचा बहुत जलती है । मुझसे 
का नहीं रहा जाता, क्‍योंकि मेरा दिमाग चक्कर-सा खा रहा 
i ३० 
निमित्तानि -च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
इसके सिवा हे केशव ! मैं तो विपरीत लक्षण देख रहा हूँ । 
युद्ध में स्वजनों को मारकर कुछ श्रेय नहीं देखता । ३१ 
न काइक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
(क नो राज्येन गोविन्द कि भोने्वितेन वा ।।३२। 
उन्हें मारकर न मैं विजय चाहता, न राज्य और सुख 
चाहता; हे गोविन्द ! गुझे राज्य का, भोग का या जीवन का 
क्या काम है ? ३२ 
येषामर्थे काङि क्षतं नो राज्यं भोगाः सुक्लानि ख। 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ 
मार्या: पितरः पुखास्तर्यंब च पितामहाः। 
माहुलाः शबराः पौलाः श्यालाः सम्बंधिनस्तथा ।।२४।। 
जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की हमने चाहना की 
वे, ये आचार्य, काका, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोत्र, साले 
. और अन्य संबंघीजन जीवन और घन की आशा छोड़कर युद्ध 
के लिए खड़े हैं । ३३-३४ 
छि एतान्न हन्तुमिच्छामि चनतोऽषि मधुसूदन । 
अपि हलो क्यराज्यस्य हेतोः i महीकृते ।। ३५।। 
मुझे ये मार डालें अथवा मुझे तीनों लोक का राज्य मिले 








पहला अध्याय : अर्जुनविषादयोग २२ 


तो भी, हे मधुसूदन ! मैं उन्हें मारना नहीं चाहता । तो फिर 
एक जमीन के टुकड़े के लिए कैसे मारू ? ३५ 
निहत्य धातं राष्ट्रान्न: का प्रोतिस्याज्जनार्दन । 
पापमेवाभपेदस्मान्हत्वंतानाततायिनः ॥३६॥ 
हे जनार्दन ! धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या 


आनंद होगा ? इन आततायियों को भी मारकर हमें पाप ही 


लगेगा । ३६ 
तस्भान्तार्हा बयं हन्तुं धातं राष्ट्राम्स्वबान्धवःन्‌ । 
स्वजनं हि कयं हत्वा सुखिनः स्याम आधव ॥1३७॥ 
इससे, हे माघव ! यह उचित नहीं कि अपने ही बांधव धृत- 
राष्ट्र के पुत्रों को हम मारें। स्वजन को ही मारकर कैसे सुखी 
हो सकते हैं ?” ३७ 
बहप्येते न पश्यस्ति लोमोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मिल्द्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्तिवतितुम्‌ । 
कुलक्षयङ्गतं दोषं प्रपश्य द्भिजनार्दन ।।३६॥ 
लोभ से जिनके चित्त मलिन हो गये हैं, वे कुलनाश से होने 
बाले दोष को और मित्र-द्रोह के पाप को भले ही न देख सकें, 
परंतु हे जनार्दन ! कुल नाश से होनेवाले दोष को समझनेवाले 
हम लोग इस पाप से क्‍यों न बचना जानें ? ३८-३९ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः! 
घर्मे नष्टे कुलं छुत्स्तमधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०॥ 
कुल के नाश से सनातन कुलघर्मो का नाश होता है भर 
धर्म का नाश होने से अधम समूचे कुल को डुबा देता है। ४० 
अघर्मासिभवात्क्ृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्ल्ोषु दुष्टासु वारष्णय जायते वणंसंकरः ॥४१॥ 
. हे कृष्ण ! अधमं को वृद्धि होते से कुल-स्त्ियां दूषित होती 
हैं और उनके दूषित होने से वर्ण का संकर होता है । ४१ 


२४ अनासक्तियोग 


संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पत्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
ऐसे संकर से कुल-घातक का और उसके कुल का नरकवास 
होता है और पिडोदक की क्रिया से वंचित रहने के कारण उसके 
पितरों की अधोगति होती है। ४२ 
दोषरेतः कुलघ्नानां वर्णंसंकरकारकः। 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥॥४३।। 
. कुल घातक लोगों के इस वर्णसंकर को उत्पन्न करनेवाले 
दोषों से सनातन जाति, धर्म और कुल धर्मों का नाश होता 


है । ४३ ० 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनष्याणां जनादंन। ः 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्चम॥४४॥ 

हे जनार्दन ! कुल-धमं का नाश हुए मनुष्य का अवश्य 
नरक में वास होता है, ऐसा हम लोग सुनते आये हैं । ४४ 


अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं स्वजनमुद्यताः॥४५॥ 
अहो, कँसे दु:ख की बात है कि हम लोग महापाप करने को 
तुल गये हैं, अर्थात्‌ राज्य-सुख के लोभ से स्वजन को मारने को 
तैयार हो गये हैं ! ४५ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं ` शरत्रपाणयः। 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
निःशस्त्र और सामना न करनेवाले मुझको यदि धृतराष्ट्र, 
के शस्त्रधारी पुत्र रण में मार डालें तो वह मेरे लिए बहुत 
कल्याणकारक होगा । ४६ 
संजय उवाच 
एवमुकवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 
'संजय ने कहा र 5. 
„ ऐसा कहकर रण में शोक से व्यग्रचित्त हुआ अर्जुन धनुष- 





दूसरा अध्याय : सांख्ययोग २५ 


बाण डालकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ४७ 
३ॐ+तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्यान्त- 
शत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुन-संवाद का -अर्जुनविषादयोग' 
नामक पहला अध्याय । 


RN 
सांख्ययोग 


मोह के वश होकर मनृष्य अधमे को धर्म सानता है। मोह 
के कारण अर्जुन ने अपना और पराया भेद किया, इस भेद को 
मिथ्या बतलाते हुए श्रीकृष्ण देह और आत्मा की भिन्नता, देह 
की अनित्यता और पृथकता तथा आत्मा की नित्यता और उसकी 
एकता बतलाते हैं । मनुष्य केवल पुरुषार्थं का अधिकारी है, 
परिणाम का नहीं । इसलिए उसे कतव्य का निश्चय करके निश्चित 
भाव से उसमें लगे रहना चाहिए। ऐसी परायणता से वह मोक्ष 
की प्राप्ति को पहुंच सकता है । 
संजय उवाच 
तं तथा कृपयाविष्ठमश्रपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥१॥ 
संजय ने कहा 
यों करुणा से दीत बने हुए और अश्रूपू्ण व्याकुल नेत्रोंवाले 
दुखी अर्जुन से मधुसूदन ने ये वचन कहे ४ 


श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्ट मस्वरर्यंमकीतिकर मर्जुन ॥२॥ . 


श्रीभगवान बोले-- 
हे अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषों के अयोग्य, स्वर्ग से विमुख रखने- 





२ 


५611 


अनासक्तियोग 


बाला और अपयश देनेवाला यह मोह तुझे ऐसी विषम घडी में 
कहां से हो गया ? कर 
» क्लब्य मा स्म गमः पार्य नेतत्त्वग्युपपल्चते । 
क्षुद्रं हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥ 
हे पार्थं ! तू नामर्द मत बन । यह तुझे शोभा नहीं देता। 
हृदय को पामर निर्बलता का त्याग करके, हे परंतप ! तू 
उठ । ३३ 
अर्जुन उताच 
कथं भीष्मरहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इषुभ्निः प्रतियोत्स्यामि पुजाहावरिसुदन ॥४॥ 
अर्जुन बोले-- 
है मधुसुदन ! भीष्म को और द्रोण को रणभूमि में बाणों 
से मैं केसे मारू ? हे अरिसूदन ! ये तो पूजनीय हैं । ¥ 
गुरून हुत्वा हि. महानुभावान्‌ 
धयो भोक्तुं भक्षयमपीह लोके। 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भञ्जीय भोगान्र्घिरप्रदिग्धान्‌ ॥५॥ 
महानुभाव गुरुजनो को मारने के बदले इस लोक में 
शिक्षान्न खाना भी अच्छा है; क्योंकि गुरुजनो को मारकर तो 


. 'मुझे रक्त से सने हुए अर्थ और कामरूप भोग ही भोगने ठहरे । ५ 


न चंतद्िद्यः कतरन्नो गरौपो 
यहा जयेम यदि या नो जपेयुः। 
यानेव हत्वा न जिजोजिषास- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घातराषट्राः ॥ ६॥ 
, मैं नहीं जानता कि दोनों में क्या अच्छा है, हम जीते यह, 
या वे हमें जीतें यह ? जिन्हें मारकर मैं जीना नहीं चाहता, वे - 


2): न घ॒तराष्टर के पुत्र यह सामने खड़े हैं । ६ 


कार्पण्यवोषोपहतस्वमाव 
पर्छामि त्वां घर्मसंभुढवेताः ।. 












दूसरा अध्याय : सांख्ययोग \ 


यच्छं यः स्यान्निश्चितं बरूहि तन्मे ` 
शिष्यस्तेऽह शाधि सां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥॥७॥ 
कायरता से मेरी (जातीय) वृत्ति मारी गई है। मैं कत्तैव्य- 
विमूढ़ हो गया हूं। इसलिए जिसमें मेरा हित हो, वह मुझसे 
निश्‍चयपूर्वंक कहने की आपसे प्रार्थना करता हूं । मैं आपका 
शिष्य हूं | आपकी शरण में आया हूं । मुझे मागे बतलाइए । ७ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
घ्रचछोकमुव्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 
` राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ \८॥ 
इस लोक में घनधघान्यसंपन्न निष्कंटक राज्य मिले और 
इंद्रासन मिले तो उसमें भी इंद्रियों को चूस लेनेवाले मेरे शोक 
को दूर कर सकने-जैसा मैं कुछ नहीं देखता । द 
संजय उवाच 
एत्रमुवत्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव हू ॥६॥॥ 
संजय ने कहा-- 
हे राजन्‌ ! गुडाकेश अर्जुन हृषीकेश गोविद से ऐसा कह- 
कर, “नहीं लड़ गा कहते हुए चुप हो गए । ६ 
तमुवाच हृषोकेश: प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्सध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥१०॥ 
हे भारत ! इन दोनों सेनाओं के बीच में उदास होकर बैठे 
हुए अर्जुन से मुस्कराते हुए हृषीकेश ने ये वचन कहे १२० 
श्रीशगवानुवाच 


अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश्व भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्व॒ नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
श्रीसगवान बोले-- / 
तू शोक न करने योग्य का शोक करता है और पंडिताई 
के बोल बोलता है; परंतु पंडित मृत और जीवितों का शोक 


१० अनासक्तियोग 


नहीं करते । 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 

. क्योंकि वास्तव में देखने पर, मैं, तू या ये राजा किसी काल 
में नहीं थे अथवा भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। १२ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवन जरा। 

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धोरस्त् न मुह्यति॥१३॥ 

देहधारी को जैसे इस शरीर में कौमार, यौवन और जरा 
की प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य देह भी मिलती है। उसमें 
बुद्धिमान पुरुष को मोह्‌ नहीं होता। ? १३ 

माल्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 

हे कौतेय ! इंद्रियों के स्पशं सरदी, गरमी, सुख और दुःख 
देनेवाले होते हैं । वे अनित्य होते हैं, आते हैं और जाते हैं । उन्हें 
तू सह । १४ 

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 

हे पुरुषश्रेष्ठ ! सुख-दुःख में सम रहनेवाले जिस बुद्धिमान 
पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य बनता 
हूँ। Fs १५ 

नासतो विद्यते भावों नाभांवो विद्यते सतः। 
. उभयोरपि दुष्डोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥१६॥ 
` असत का अस्तित्व नहीं है और सत्‌ का नाश नहीं है । इन 

दोनों का निर्णय ज्ञानियों ने जाना है। १६ 
fe अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवेमिदं ततम्‌। 
ः विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहेति ॥१७॥ 
जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है, उसे तू अविनाशी जान। ' 


इस अव्यय का नाश करने में कोई समर्थे नहीं है। | १७ 


8९९९ 








Dp 7 


दूसरा अध्याय : सांख्ययोग २९ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
अनाझिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ 
नित्य रहनेवाले, अपरिमित अविनाशी देही की ये देहे 
नाशवान कही गई हैं; इसलिए, हे भारत ! तू युद्ध कर। १८ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मच्यते हतम्‌। 
उमो तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१६॥ 
जो इसे मारनेवाला मानता है और जो इसे मारा हुभा 
मानता है, वे दोनों कुछ जानते नहीं हैं । यह (आत्मा) न मारता 
है, न मारा जाता है। १६ 
न जायते स्रियते वा कदाचित्‌- 
नायं भुत्वा अविता वा न सुयः। 
अजो नित्यः झाश्वतोऽययं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥२०॥ 
यह कभी जन्मता नहीं है,. मरता नहीं है । यह था और 
भविष्य में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है । इसलिए यह अजन्मा है, 
नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर का नाश होने से इसक़ा 
नाश नहीं होता । २० 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्यं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
हे पार्थं ! जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा 
और अव्यय मानता है, वह किसे, कँसे मरवाता है या किसे 
मारता है ? २१ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्याति संयाति नवाति देही ॥२२॥ 
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करता है, 
वैसे देहधारी जीर्णे हुई देह को त्यागकर दूसरी नई देह पाता 


लत 6 २२ 


३० अनासक्तियोग 


नेन छिन्दन्ति शस्थाणि नेन दहति पावंकः। 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
इस (आत्मा) को शस्त्र छेदते नहीं, आग जलाती नहीं, 
पानी भिगोता नहीं, वायु सुखाता नहीं । २3 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेख्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥।२४॥ 
यह छेदा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, 
न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, 
सर्वगत है, स्थिर है, अचल और सनातन है। २४ 
अव्य्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽय मुष्यते । 
तस्मादेवं विदित्बेन नानुशोचितुमहेसि ॥२५॥। 
फिर, यह इंद्रिश और मन के लिए अगम्य है, विकाररहित 
कहा गया है, इसलिए इसे वेसा जानकर तुझे शोक करना उचित 
नहीं है । २५ 
र अच जैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नब शोचितुमहेसि ॥२६॥ 
अथवा जो तू इसे नित्य जन्मने और मरनेवाला माने तो 
भी, हे महाबाहो ! तुझे शोक करना उचित नहीं है। २६ 
आतस्य हि धवो भृत्युंबं जन्स शृतस्य च। 
तस्मादवरिहायेऽयं न. त्बं शोचितुमहंसि।।२७॥ 
जन्मे हुए के लिए मृत्यु और मरे हुए के लिए जन्स अनि- 
वायं है। अतः जो अनिवार्यं है, उसका शोक करना उचित, 
। नहीं है। हे 
202 अव्यक्तादीनि भूताति व्यक्सभ्ष्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधानान्येव तत्र का परिबेदना ॥२८॥ 
है भारत ! भूतमात्र की जन्म के पंहले की और मृत्यु के 
पीछे की अवस्था देखी नहीं बा सकती, वह अब्यक्त है, बीच की. 
.. ही स्थिति व्यक्त होती है। इसमें चिता “2 क्या कारण है ? २८ 
` टिप्पणी- भूत अर्थात्‌ स्थावर-जगम सृष्टि । ? 


45 INS 









न 


— पकर 
७24 


दूसरा अध्याय : सांख्ययोग ३१ 


आश्द्र्मबत्पश्यति कश्चि देम- 

माश्चर्ययह्ृदति तथव चान्यः। 

आशचर्यवञ्खेनमन्यः श्युणोतति 
्ुत्वाप्येसं वेद न चव कश्चित्‌ ॥२६॥ 

. कोई इसे आइचरयंसमान देखता है और कोई इसे आइचये- 
समान वर्णन करता है और कोई इसे आइचर्यसमान वर्णन 
किया हुआ सूनता है, परंतु सुनने पर भी कोई इसे जानता 
नहीं है । ` २६ 

देही नित्यमवध्योऽयं बेहे सवंस्य भारत। 
तस्मात्सर्वाणि भुतानि न त्बं शोचितुमहंसि ॥३०॥ 
हे भारत ! सबकी देह में विद्यमान यह देहधारी आत्मा 
नित्य अवध्य है, इसलिए भूतमात्र के विषय में तुझे शोक करना 
उचित नहीं है। ३० 
टिष्पणी--यहां तक श्रीकृष्ण ने बुद्धि-प्रयोग से आत्मा का 
नित्यत्व और देह का अनित्यत्व समझाकर बतलाया कि यदि 
किसी स्थिति में देह का नाश करना उचित समझा जाय तो 
स्वजन-परिजन का भेद करके कौरव सगे हैं, इसलिए उन्हें कंसे 
मारा जाय, यह विचार मोहजन्य है । अब अर्जुन को बतलाते हैं 
कि क्षत्रिय-घर्म क्या है । ; 
स्वधर्ममपि चाबेक्य न विकम्पितुमहसि। 
घर्म्याद्धि गुड्ाज्छ योऽन्यत््षत्रियस्य न विद्यते ॥२१॥ 
स्वधमं को समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं, 
क्योंकि धर्मयुद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए और कुछ अधिक . 
श्रेयस्कर नहीं हो सकता । ३१ 
यदृच्छया थोषणम्नं स्व्द्वारमपाबतम्‌। 
सुखितः क्षत्षिय: पार्थं सभन्ते मुद्ध मौदुहभ्‌ ।३२॥ 
हे पार्थ ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो स्वगे का 
द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही 
मिलता है। ` नल ३२ 


३२ अनासक्तियोग 


अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्मं कोतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
यदि तू धर्मं प्राप्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कोति 


को खोकर पाप को प्राप्त होगा । ३३ 
अकतिं चापि भूतानि 
कथयिष्यन्ति . तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीति- 
संरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
सब लोग तेरी निदा निरंतर किया करेंगे और सम्मानित 
पुरुष के लिए अपकीति मरण से भी बुरी है। ३४ 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३५॥ 
जिन महारथियों से तूने मान पाया है, वे तुझें भय के कारण 
रण से भागा मानेंगे और तुझे तुच्छ समझेंगे । ३५ 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः। 
निन्दन्तस्तव . सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥३६॥ 
और तेरे शत्रु तेरे बल की निदा करते हुए बहुत-सी न 
कहने योग्य बातें कहेंगे, इससे अधिक दुखदायी और क्या हो 
सकता है ? ; ३६ 
हृतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुतिष्ठं कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 
यदि तू मारा जायगा ती तुझे स्वर्ग मिलेगा। यदि तू जीतेग 
तो पृथ्वी भोगेगा । अतः हे कौतेय ! लड़ने का निश्चय करके तू 
खड़ा हो । ३७ 
` टिप्पणी- इस प्रकार भंगवान ने आत्मा का नित्यत्व और 
देह का.अनित्यत्व बतलाया । फिर यह भी बतलाया कि अनायास- 
प्राप्त युद्ध करने में क्षत्रिय को धर्म की बाघा नहीं होती । इस 
`. प्रकार ३१वें इलोक से भगवान्‌ ने परमार्थ के साथ उपयोग का 







मेल मिलाया है । इतना. कहकर फिर भगवान्‌ गीता के प्रधान 


NT SERINE <+--+ 


दूसरा अध्याय : सांख्ययोग ३३ 


उपदेश का दिग्दर्शन एक श्लोक में कराते हैं। 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नंबं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और पराजय को 
समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुझे पाप 
नहीं लगेगा । ३८ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३६॥ 
मैंने तुझे सांख्यसिद्धांत (तर्कवाद) के अनुसार तेरा यह 
कत्तव्य बतलाया । 
अब योगवाद के अनुसार समझाता हूं सो सुन। इसका 
आश्रय लेने से तू कर्म-बंधन को तोड़ सकेगा । ३६ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्त प्रत्यावायो न विद्यतें। . 
स्चल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
इसमें आरंभ का नाश नहीं होता, उलटा नतीजा नहीं 
निकलता । इस धर्म का थोड़ा-सा पालन भी महाभय से बचा 
लेता है । १४० 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताशच बुद्ध योऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
हे कुरुनंदन ! योगवादी की निश्चयात्मक बुद्धि एकरूप 
होती है, परंतु अनिइचयवालों की बुद्धियां अनेक शाखाओंताली 
और अनंत होती हैं। ४१ 
हिप्फणी--जब बुद्धि एक से मिटकर अनेक (बुद्धियां) 
होती है, तब वह बुद्धि न रहकर वासना का खू धारण करती 
है । इसलिए बुद्धियो से तात्पर्य है वासनाएं । 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः स्त्र्शपरा जग्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रयाविशेवबहुलां भोगेश्वयंगति प्रति ॥४३॥ 






ER अनासक्तियोग 


मोनेश्वदंप्रसक्तानां तयापहूतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते॥४४॥ 
अज्ञानी, वेदवादी, 'इसके सिवा और कुछ नहीं है! यह 
कहनेवाले, कामनावाले, स्वर्ग को श्रेष्ठ माननेवाले, जन्म-मरण- 
रूपी कर्म के फल देनेवाली, भोग और ऐब्वर्य प्राप्ति के लिए 
किये जानेवाले कर्मों के वर्णन से भरी हुई बातें बढ़ा-बढ़ाकर 
कहते हैं । भोग और ऐश्वय में आसक्त रहनेवाले इन लोगों की 
बुद्धि मारी जाती है, इनकी बुद्धि न तो निइचयवाली होती है 
और न वह समाधि में ही स्थिर हो सकती है। ४२-४३-४४ 
टिष्पणी--थोगवाद के विरुद्ध कमंकांड अथवा वेदवाद का 
वर्णन उपर्युक्त तीन इलोकों में आया है। कमेकांड या वेदवाद 
का मतलब फल उपजाने के लिए मंथन करनेवाली अगणित 
क्रियाएं । क्रियाएं वेद के रहस्य से, वेदांत से अलग और अल्प 
फलवाली होने के कारण निरर्थक हैं । 
लमुच्यबिषया बेदा निस्खेगुण्यो भवार्जन । 
निह न्हो नित्यस ₹्दस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
हे अर्जुन ! जो तीन गुण वेद के विषय हैं, उनंसे तू अलिप्त 
रह । सुख-दुःखादि द्वद से मुक्त हो । नित्य सत्य वस्तु में स्थिर 
रह । किसी वस्तु को पाने और संभालने के झंझट से मुक्त रह । 
आत्मपरायण हो। ४५ 
यावानर्थ उदपाने सर्बतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
जैसे जो काम कुएं से निकलते हैं, वे सब, सब प्रकार से 
सरोवर से निकलते हैं, वैसे जो सब वेदों में है वह ज्ञानवान्‌ 
ब्रह्मपरायण को आत्मानुभवों में से मिल रहता है। ४६ 
कसंब्येवाधिका रस्ते सा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकमं णि ॥४७॥ 
. कर्मं में ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होनेवाले अनेक 
फलों में कदापि नहीं! कर्म का फल तेरा हेतु न हो। कर्म न 


me 


दूसरा अध्याय : सांख्ययोग ३५ 


करने का भी ठुझे आग्रह न हो । .¥७ 
योगस्थः कुरु कर्माणि संङ्गत्यक्त्बा धनंजय । 
लिद्पसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४४।१ 
हे वनंजय ! आसक्ति त्यागकर योगस्थ रहते हुए अर्थात्‌ 
सफलता-निष्फलता में समान भाव रखकर तू कर्मकर । समता 
का ही साम योग है। ऽ 
दूरेण . ह्यवरं कर्मं बुद्धियोगाद्धतंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः १४९१ 
हे धनंजय ! समत्वबुद्धि की तुलना में केवल कर्म बहुत 
तुच्छ है। तू समत्वबुद्धि का आश्रय ले । फल को हेतु बनानेवाले 
मनुष्य दया के पात्र हैं। ४8 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्छृते । 
तस्साद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥1५ »॥॥ 
बुद्धियुक्त अर्थात्‌ समतावाले पुरुष को यहां पाप-पुण्य का 
स्पर्श नहीं होता, इसलिए तू समत्व के लिए प्रयत्न कर | समता 


ही कार्यकुशलता है । ५० 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्या मनीषिण:। 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता: पदं गच्छन्त्थतामयस ॥५१॥ 


क्योंकि समत्व बुद्धिवाले लोग कर्म से उत्पन्न होनेवाले फल 


'का त्याग करके जन्म-वंधन से मुक्त हो जाते हैं और निष्कंलक 


गति-मोक्षपद-पाते हैं । ५१ 
यदा. ते मोहकलिलं बुद्धिब्धतितरिष्पति । 
तदा गन्तासि निर्बेदं श्रोतव्यस्य भ्र्‌त्तस्य च॥५२॥ 
जब तेरी बृद्धि मोहरूपी कीचड़ से पार उतर जायगी तब 


तुझे सुने हुए के विषय में और सुनने को जो बाकी होगा उसके 


विषय में उदासीनता प्राप्त होगी । ५२ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
समाधा३चलां बुद्धिस्तदा योगमवाष्स्टसि ॥५३॥ 


अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से व्यग्र हुई तेरी बुद्धि 





३६ अनासबितयोग 


जब समाधि में स्थिर होगी तभी तू समत्व को प्राप्त होगा । ५३ 
| जअर्ज़न उवाच 2 
स्थिलप्रशस्प का जाया समाधिस्थस्य केशव । 
स्थिसछी : कि प्रभाषत किमासोत व्रजेत किस्‌ ॥५४॥ 
हे केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थ के क्या लक्षण होते 
हैं ? स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता, बेठता और चलता है ? ५४ 
श्रीधगबानुवाच 
` प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्य मनोगतान्‌ । 
आत्सन्बेबात्मता तुष्टः स्थित प्रशस्त दोड्यते ॥५४॥ 
कोणग दान बोले-- न 
हे पार्थ ! जब मनुष्य मन में उठती हुई समस्त कामनाअ 
का त्याग करता है और आत्मा द्वारा ही आत्मा में संतुष्ट रहता 
है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। हे पभू 
टिप्पणी--आत्सा से ही आत्मा में संतुप्ट रहना अर्थात्‌ 
आत्मा का आनंद अंदर से खोजना, सुख-दु:ख देनेवाली बाहरी 
चीजों पर आनंद का आधार न रखना । आनंद सुख से भिन्न 
है, यह ध्यान में रखना चाहिए । मुझे धन मिलने पर मैं ` 
उसमें सुख मानू यह मोह है । मैं प भूख का दुःख 
होने पर भी चोरी या दूसरे प्रलोभनों में न पड़ने में जो बात 
मौजूद है वह आनंद देती है और वही आत्मसंतोष है । 
वुःेष्वनुद्ठिग्तमनाः सुख्‌ बिगतस्प हुः । 
डोतरागभ्षयाहोछः स्थितधी मुनि हरुपते ।।५६॥ 
दुःख से जो दुखी न हो, सुख की इच्छा न रखे और जो 
राग, भय और क्रोध से रहित हो वह स्थिरबुद्धि मुनि कहलाता 
ड १ ५६्‌ 
चः सर्व सानभिस्नेहस्तत्तत्प्रोप्य शुमाशुणम्‌। 
नाखिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्डिता ॥५७॥ 
सर्वत्र रागरहित होकर जो पुरुष शुभ या अशुभ की प्राप्ति _ 
में न हषित होता है, न शोक करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ५७ 


RE 


दूसरा अध्याय : सांख्ययोग ३७ 


यदा संहरते चायं कर्मोऽङ्गानोब सवंशः। 
इन्द्रि याणीन्तरि याथ भ्यस्त स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
कछुआ जैसे सब ओर से अंग समेट लेता है वैसे जब यह 
पुरुष इंद्रियों को उनके विषय में से समेट लेता है तब उसकी 
बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है । ५८५ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५६॥ 
देहधारी निराहारी रहता है तब उसके विषय मंद पड़ 
जाते हैं । परंतु रस नहीं जाता। वह रस तो ईश्वर का साक्षात्कार 
होने से निवृत्त होता है । ५६ 
टिप्पणी--यह श्लोक उपवास आदि का निषेध नहीं करता, 
वरन्‌ उसकी सीमा सूचित करता है । विषयों को शांत कुरने के 
लिए उपवास आदि आवश्यक हैं, परंतु उनकी जड़ अर्थात्‌ उनमें 
रहनेवाला रस तो ईश्वर की झांकी होने पर ही निवृत्त होता 
है । ईश्वर-साक्षात्कार का जिसे रस लग जाता है वह दूसरे रसों 
को भूल ही जाता है। 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित:। 
इुन्त्रियाणि प्रमाथौति हरन्ति प्रसभं मनः 11६०॥ 
हे कौंतेय ! चतुर पुरुष के उद्योग करते रहने पर भी इंद्रियां 
ऐसी प्रमथनशील हैं कि उसके मन को भी बलात्कार से हर लेती 
हैं । ६० 
तानि सर्बाजि संपम्प युषत आसीत मत्पर: । 
वे हि मस्थेन्ब्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
इन सब इंद्रियों को वश में रखकर योगी को मुझमें तन्मय 
हो रहना चाहिए, क्योंकि अपनी इंद्रियां जिसके वश में हैं, उसकी 
बुद्धि स्थिर है । ६१ 
टिप्क्शी तात्पर्य, भक्ति के बिना-ईश्वर को सहायता 
के बिना--मनुष्य का प्रयत्न मिथ्या है । 


(३८ अनासवितयोग 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगरतेषूपजायते । 
संगात्संजायते 'काभः कामात्कोधोऽभिज्ञायते ।१६२॥ 
विषयों का चितन करनेवाले पुरुष को उनमें आसवित 
उत्पन्न होती है, आसक्ति में से कामना होती है और कामना 
में से क्रोध उत्पन्न होता है । ६२ 
टिप्पणी--कामनावाले के लिए क्रोध अनिबार्य है, क्योंकि 
काम कभी तृप्त होता ही नहीं । 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः। 
स्मतिस्रशाद्बु्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥ ॥ 
क्रोध मै से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मुढ्ता से स्मृति श्रांत हो 
जाती है, स्मृति श्रांत होने से ज्ञान का नाश हो जाता है और 


जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह सृतक-तुल्य है । ल्हु 
रागद्वेषवियङदस्तु ए३ष्यातिददरयेश्च रन्‌ । 
आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रमादसधिगच्छति ॥ ६४।। 


परंतु जिसका मन अपने अधिकार में है और जिसकी 
इंद्रियां रागद्वेषरहित होकर उसके वश में रहती हैं, वह मनुष्य 
इंद्रियों का व्यापार चलाते हुए भी चित्त को प्रसन्नता प्क 
करता है। ६४ 
प्रसादे सबंबुःखानां हानिरस्थोपजायते। 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते १६५॥। 
चित्त की प्रसन्नता से उसके सब दुःख दूर हो जाते हैं और | 
प्रसन्नता प्राप्त हो जानेवाले की बुद्धि तुरंत ही स्थिर हो जाती 
। - प्श 
दै नास्ति बुद्धिरयुक्तस्प न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।। ६६।। 
' जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं, उसे भक्ति नहीं और 
जिसे भक्ति नहीं उसे शांति नहीं है। और जहां शांति नहीं, वहां 
सुख कहां से हो सकता है ? ६६ 


दूसरा अध्याय : सांख्यथोग ३६ 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते। 
तदस्य. हृरति प्रज्ञां वायुर्नावमिराम्मात ।।६७॥ 
विषयों में भटकनेवाली इंद्रियों के पीछे जिसका मन दौडता 
है, उसका मन वायु जैसे नौका को जल से खींच ले जाता है वैसे 
ही उसकी बुद्धि को जहां चाहे खींच ले जाता है । ६७ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगुहीताति सर्वशः। ३ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्ण प्रज्ञाष्प्र तिष्ठिता ॥६८।॥। 
इसलिए, हे महाबाहो ! जिसकी इंद्रियां चारों ओर के 
विषयों में से निकलकर उसके वश में आ जाती हैं, उसकी बुद्धि 
स्थिर हो जाती है । दद 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्षाँ जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो भुनेः ॥६९।॥। 
जब सब प्राणी सोते रहते हैं तब संयमी जागता रहता है । 
जब लोग जागतै रहते हैं तब ज्ञानवान मुनि सोता रहता है । ६६ 
टिप्पणी--भोगी मनुष्य रात के बारह-एक बजे तक नाच, 
रंग, खानपान आदि में अपना समय बिताते हैं और फिर सबेरे- 
सात-भाठ बजे तक सोते हैं । संयमी रात के सात-आठ बजे सोकर 
मध्यरात्रि में उठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं । इसके सिवा 
भोगी संसार का प्रपंच बढ़ाता है, और ईश्वर को भूलता है, 
उधर संयमी सांसारिक प्रपंचों से बेखबर रहता है और ईश्वर 
का साक्षात्कार करता है । इस प्रकार दोनों का पंथ न्यारा है। 
यह इस इलोक में भगवान ने बतलाया है। 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत्‌ । 
तहृत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामो ।॥७०।। 
नदियों के प्रवेश से भरता रहने पर भी जेसे समुद्र अचल 
रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में संसार के भोग शांत हो जाते 
हैं वही शांति प्राप्त करता है, न कि कामनावाला मनुष्य | ७० 






४० अनासबितयोग 


बिहाय कामान्यः सर्वान्पुभांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्सिमिगच्छति॥७१॥ 
सब कामनाओं का त्याग करके जो पुरुष इच्छा, ममता 
और अहंकाररहित होकर विचरता है, वही शांति पाता है । ७१: 
एषा ब्राह्मो स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य बिमुह्याति। 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मानिर्बाणमृच्छति॥७२॥ 
हे पार्थं ! ईश्वर को पहचाननेवाले की स्थिति ऐसी होती 
है। उसे पाने पर फिर वह मोह के वश नहीं होता और यदि 
मृत्युकाल में भी ऐसी ही स्थिति टिके तो वह ब्रह्मनिर्वाण पाता 
। ७२ 
३ तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्‌भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्मविद्यान्त- 
गंत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का 'सांख्य-योग' नामक 
दूसरा अध्याय । 


३ 
कर्मयोग 


यह अध्याय गीता का स्वरूप जानने की कुंजी कहा जा 
सकता है । इसमें कर्म कंसे करना, कौन कर्म करना और सच्चा 
कर्म किसे कहना चाहिए, यह साफ किया गया हैं और बतलाया 
है कि सच्चा ज्ञान पारमार्थिक कर्मों में परिणत होना ही 
चाहिए। 
अर्जुन उसाख 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुखिजनाबन । 

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।॥। १॥ 
अजन बोले-- बर र 
` ` इ जनार्दन ! यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि को अधिक 





तीसरा अध्याय : कर्मयोब ४१ 
श्रेष्ठ मानते हैं तो, हे केशव ! आप मुझे घोर कमे में क्यों लगाते 
हैं ? 
+ १ 
टिप्पणी -बुद्धि अर्थात्‌ समत्वबुद्धि । 


व्यामिश्रेणेव बाक्येन बुद्धि मोहयसीव से। 
तदेकं यद निश्चित्य यन श्रेयोऽहभाप्नुयास्‌ ॥२॥ 
अपने मिले-जुले वचनों से मेरी बुद्धि को आप शंकाग्रस्त- 
सी कर रहे हैं। अतः आप मुझे एक ही बात निश्चयपूर्वक कहिए 
कि जिससे मेरा कल्याण हो | २ 
टिप्पणी--अर्जुन उलझन में पड़ जाता है; क्योंकि एक ओर 
से भगवान उसे शिथिल हो जाने का उलाहना देते हैं और दूसरी 
ओर से दूसरे अध्याय के ४९वें, ५०वें श्लोकों में कर्मत्याग का 
आभास मिलता है। गंभीरतः से विचारने पर ऐसा नहीं है, यह 
भगवान आगे बतलायंगे । 
खोकेऽस्मिन्हिबि्ठा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाब्‌ ॥३॥ 
श्री क्षणाव बोले-- 
हे पापरहित ! इस लोक में मैंने पहले दो अवस्थाएं बतलाई 
हैं--एक तो ज्ञानयोग द्वारा सांख्यों की, दूसरी कर्मयोग द्वारा 
योगियों की । ३ 
न कर्मणाणनारम्भान्नेष्कम्यं षु एथोऽशनुते । 
न ख संन्यसनादेव रसिद सञघिगच्छति ।।४॥। 
` कर्म का आरंभ न करने से मनुष्य निष्कर्मता का अनुभब 
नहीं करता है ओर न कमं के केवल बाहरी त्याग से मोक्ष पाला 
| ; डे 
र टिप्पणी--निष्कर्मता अर्थात्‌ मन से, वाणी से और शरौर 
से कर्म न करने का भाव । ऐसी निष्कर्मता का अनुभव कर्म न 
करने से कोई नहीं कर सकता । तब इसका अनुभव केसे हो सो 
अब देखना है । 


अनासक्तियोग 


न हि करिचित्क्षममपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यायशः कर्म सर्व: प्रकृतिजेर्गुणेः ॥५॥ 
वास्तव में कोई एक क्षण भर भी कर्म किये बिना नहीं रह 
सकता । प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण परवश पड़े प्रत्येक मनुष्य से 
कर्म कराते हैं। ० 
` कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते भनसा स्सरन्‌ । 
इन्द्रिपार्थान्विमृढात्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते ॥६॥ 
जो मनुष्य कमें करनेवाली इंद्रियों को रोकता है, परंतु उन- 
उन इंद्रियों के विषयों का चितन मन से करता है, वह मुढ़ात्मा 
भिथ्याचारी कहलाता है। द्‌ 
टिप्पणी- जैसे, जो वाणी को तो रोकता है; पर मन में 
किसीको गाली देता है, वह निष्कर्म नहीं है; बल्कि मिथ्याचारी 
है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जब तक मन न रोका जा सके 
तब तक शरीर को रोकना निरथंक है । शरीर को रोके बिना 
मन पर अंकुश आता ही नहीं। परंतु शरीर के अंकुश के साथ- 
साथ मन पर अंकुश रखने का प्रयत्न होना ही चाहिए । जो लोग 
भय या ऐसे बाहरी कारणों से शरीर को रोकते हैं, परंतु मन 
को नहीं रोकते, इतना ही नहीं, बल्कि मन से तो विषय भोगते 
हैं, और मौका पाने पर शरीर से भी भोगने में नहीं चूकते, ऐसे 
मिथ्याचारी की यहां निदा है । इसके आगे का इलोक इससे 
उलटा भाव दरसाता है। 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियभ्यारमतेऽजु न। 
फर्मेर्व्रियः करमधोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 
परंतु, हे अर्जुन ! जो इंद्रियों.को मन के द्वारा नियम में 
रखते हुए संगरहित होकर कर्म करनेवाली इंद्रियों द्वारा कर्म- 
. थोग का आरम्भ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। ७ 
टिप्वणी--इसमें बाहर और भीतर का मेल साधा गया है । 
नन को 'अंकुश में रखते हुए भी मनुष्य शरीर द्वारा अर्थात्‌ 


 कर्मेन्द्रियों द्वारा कुछ-न-क्ुछ तो करेगा ही; परंतु जिसका मन 








तीसरा अध्याय : कर्मयोग ४३ 


अंकुश में है उसके कान दूजित बातें नहीं सुनेये,'वरन्‌ ईइवर- 
भजन सूनेंगे, सत्पुरुषों की वाणी सुनेंगे । जिसका मन अपने वश 
में है बह जिसे हस लोग विषय मानते हैं, उसमें रस नहीं लेता । 
ऐसा मनुष्य आत्मा को शोमा देनेवाले ही कर्म करेगा । ऐसे कर्मो 
का करना कर्म-मागे है । जिसके द्वारा आत्मा का शरीर के बंधन 
से छटने का योग सधे उसका नाम कर्मयोग है। इसमें विषया- 
सक्ति को स्थान हो ही नहीं सकता । 2 
नियतं कुरु कर्म तवं कर्स ज्यायो हाकर्मण:। 
शरीरयातापि ख ते न प्रसिद्धयेदकसंणः॥८॥। 
इसलिए तू नियत कर्म कर। कर्म च करने से कर्मे करना 
अधिक अच्छा है । तेरे शरीर का व्यापार भी कर्म बिना नहीं 
चल सकता । ञः 
टिप्पणी--'नियत' शब्द मूल श्लोक में है। उसका संबंध 
पिछले इलोक से है । उसमें मन द्वारा इंद्रियों को नियम में रखते 
हुए संगरहित होकर कर्म करनेवाले की स्तुति है । अतः यहां 
नियत कर्म का अर्थात्‌ इंद्रियों को नियम में रखकर किये जाने- 
वाले कर्म का अनुरोध किया गया है। 
यज्ञार्यात्कर्मणोऽन्यत्त लोकोऽयं कर्सबन्धनः । 
तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥६॥ 
यज्ञार्थं किये जानेवाले कर्म के अतिरिक्त कमे से इस लोक 
में बंधन पैदा होता है । इसलिए, हे कौंतेय ! तू रागरहित होकर 
यज्ञार्थं कर्मं कर। & 
हिप्पणी--यज्ञ अर्थात्‌ परोपकाराथं, ईश्वराथे किये हुए 
कमे । 
सहयज्ञा: प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविध्यध्वमेष दोऽस्त्विऽःकामघुक्‌ ॥१.०॥ 
यज्ञ के सहित प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, 
“यज्ञद्वारा तुम्हारी वृद्धि हो । यह तुम्हें इच्छित फल दे। १० 


अनासक्तियोग 


देवान्भावयतानेन ते देखा शाबयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यष ॥ १ १ 
“तुम यज्ञद्वारा देवताओं का पोषण करो और देवता 
तुम्हारा पोषण करें और एक-दूसरे का पोषण करके तुम परम 
कल्याण को पाओ । ११ 
इष्टान्धोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेसानप्रदाबंयेभ्यो यो भुड्क्ते स्तेन एव सः॥१२॥ 
“यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे । 
उनका बदला दिये बिना, उनका दिया हुआ जो भोगेगा वह 
अवश्य चोर है।” १२ 
टिप्पणी, यहाँ देव का अर्थ है भूतमात्र, ईश्वर की सृष्टि । 
गतमात्र को सेवा देव-सेवा है और वह यज्ञ है। 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः। 
सञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
जो यज्ञ से उबरा हुआ खानेवाले हैं, वे सब पापों से छट 
जाते हैं। जो अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप खाते हैं। - १३ 
अन्नाउडूबन्ति भूतान पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसमुङ्भवः ।।१४॥ 
अन्न में से भूतमात्र उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न 
होता है । वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कमं से होता है। १४ 
क्रमं ब्रह्मोऱ्रबं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुख म्‌ । 
सस्मात्सर्बगतं ब्रह्म॒ नित्यं यञ्चे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५।। 
तू जान से कि कमं प्रकृति से उत्पन्न होता है, प्रकृति अक्षर- 
ब्रह्म से उत्पन्न होती है और इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ 
में विद्यमान है ; १५ 
एबं प्रवतितं चक्र नानुवर्तयतीह यः। 
अघा युरिन्ब्रियाराम्रो मोघं पार्थं स जीवति ॥१६॥ 
Ne इस प्रकार प्रवतित चक्र का जो अनुसरण नहीं करता, वह 
` मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता है, इंद्रिय सुखों में फंसा रहता 








तीसरा अध्याय : कर्मयोग ४५ 


है और हे पार्थ ! वह व्यर्थ जीता है । १६ 
यस्त्वात्मरतिरेख स्यावात्मतृप्तश्ख मानबः। 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न बिद्यते॥१७॥ 
पर जो मनुष्य आत्मा में रमण करनेवाला है, जो उसीसे 
तृप्त रहता है और उसीमें संतोष मानता है, उसे कुछ करने को 
नहीं रहता । १७ 
नेव तस्य छुरेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवंमूतेप॒ कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥। १८॥ 
करने, न करने में उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है । भूतमात्र 
में उसे कोई निजी स्वार्थ नहीं है । १८ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाखार । 
असक्तो ह्यप्चरन्कमं परमाप्नोति पुरषः ॥ १६॥। 
इसलिए तू तो संगरहित रहकर निरंतर कतव्य कर्मे कर । 


असंग रहकर ही कर्म करनेवाला पुरुष मोक्ष पाता है। १९ 
कर्मणे हि संतिडिमास्थिता अनकादयः। 
सोकसंग्रहमेबापि संपश्यरकर्तृमहं सि ॥२०॥ 

जनकादिक ने कर्म से ही परमसिद्धि प्राप्त की । लोकसंग्रह 

की दृष्टि से भी तुझे कमं करना उचित है। २० 


क्ख दाथरति थष्ठस्सत्तदेबेतरः जनः। 
स थत्प्रमाणं फुरुते लोकस्तदनुबतंते ॥२१॥ 
जो-जो आचरण उत्तम पुरुष करते हुँ, उसका अनुकरण 
दूसरे लोग करते हैं । वे जिसे प्रमाण बनाते हैं, उसका लोग अनु- 
सरण करते हैं । २१ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किचन । 
नामबाप्तमबाप्मव्यं वतं एव च कमणि ।।२२॥ 
हें पार्थ ! मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करने को नहीं है। 
पाने योग्य कोई बस्तु न पाई हो ऐसा नहीं है, तो भी मैं कमें में 
लगा रहता हूं । २२ 
रिप्पणी - सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादि की अविराम और अचूक 


४६ अनासक्तियोग 


गति ईश्वर के कर्म सूचित करती है । ये कर्म मानसिक नहीं, 
कितु शारीरिक गिने जायंगे। ईश्वर निराकार होते हुए भी 
शारीरिक कर्म करता है, यह कैसे कहा जा सकता है, इस शंका 
की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह अशारीरिक होने पर भी शरीरों 
की तरह आचरण करता हुआ दिखाई देता है! इसलिए वह 
कम करते हुए भी अकर्मी है और अलिप्त है। मनुष्य को समझना 
तो यह है कि जैसे ईश्वर की प्रत्येक कृति यंत्रवत्‌ काम करती 
है वैसे मनुष्य को भी बुद्धिपर्वक कितु यंत्र की भांति ही नियमित 
काम करना उच्चित है। मनुष्य की विशेषता यंत्रगति का अना-. 
दर करके स्वेच्छाचारी हो जाने में नहीं है, बल्कि ज्ञानपूवेक उस 
गति का अनुकरण करने में है। अलिप्त रहकर, असंग रहकर, 
यंत की तरह कार्य करने से उसे घिस्सा नहीं लगता। वह 
मरने तक ताजा रहता है | देह अपने नियम के अनुसार समय. 
पर नष्ट होती है, परंतु उसमें रहनेवाला आत्मा--जैसा था वैसा 
ही बना रहता है । 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। 
सम वर्त्सानुवर्तन्ते मनुध्याः पार्थं सर्वशः ॥॥२३॥ 
यदि मैं कभी अंगड़ाई लेने के लिए भी रुके बिना कमं में 
लगा न रह तो, हे पार्थ ! लोग. सब तरह से मेरे बर्ताव का 
अनुसरण करेंगे । २३ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयाँ कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहऱ्यामिभाः प्रजाः ॥२४॥ 
यदि मैं कम नकरू तो ये लोक भ्रष्ट हो जायं; मैं अव्यवस्था 
का कर्ता बनू और इन लोगों का नाश करू । २४ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्दन्ति सारत । 
कुर्याहिद्रांस्त यासक्तर्जिकीषर्लोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
हे भारत ! जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर कमं करते 
हैं, बैसे ज्ञानी को आसक्तिरहित होकर लोककल्याण की इच्छा 
से कर्म करना चाहिए । २५ 





तीसरा अध्याय : कर्मयोग ४७ 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌। 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्दान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥। 
कर्म में आसक्त अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि को ज्ञानी डांवा- 
डोल न करे, परंतु समत्वपूर्वक अच्छे प्रकार से कर्मे करके उन्हें 
सब कर्मों में लगावे । २६ 
प्रकृतेः क्रियमाणगानि गुणः कर्साणि सदंशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति सन्यते ॥२७॥ 
सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किये हुए होते हँ । अहंकार 
से मूढ़ बना हुआ मनुष्य 'मैं कर्ता हूं यह मानता है । २७ 
तस्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविघ्ारयोः। 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति भत्वा न सञ्जते ।।२5।। 
हे महाबाहो ! गुण और कर्म के विभाग का रहस्य जानते- 
वाला पुरुष 'गुण गुणों में बतं रहे हैं' यह मानकर उनमें आसक्त 
नहीं होता । २८ 
हिप्पणी-जैसे इवासोच्छवास आदि क्रियाएं अपने-आए 
होती हँ, उनमें मनुष्य आसक्त नहीं होता और जब उन अंगों को 
व्याधि होती है तभी मनुष्यों को उनकी चिता करनी पड़ती हैया 
उसे उन अंगों के अस्तित्व का भान होता है, वैसे ही स्वाभाविक 
कर्म अपने-आप होते हों तो उनमें आसक्ति नहीं होती । जिसका 
स्वभाव उदार है वह स्वयं अपनी उदारता को जानता तक नहीं, 
पर्‌ उससे दान किये बिना रहा ही नहीं जाता । ऐसी अनासदित 
और अभ्यास इश्वर कृपा से ही प्राप्त होती है । 
प्रक्तेगुणसंमुदाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। 
दानक्कत्स्तविदो मन्दान्कृतस्तदिन्न विचालयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रकृति के गुणों से मोहे हुए मनुष्य गुणों के कर्मों में आसत 
रहते हैं। ज्ञानियों को चाहिए कि वे इन अज्ञानी मंद-बुद्धि लोगों 
को अस्थिर न कर सकें । २९ 
मदि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मदेतसा। 
निराशीर्निर्ममो सूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः \।३०॥ 


४८ अनासाक्तियोग 


अध्यात्म-वृत्ति रखकर, सब कर्म मुझे अर्पण करके, आसक्ति 
और ममत्व को छोड़, रागरहित होकर ठू युद्ध कर। . ३० 
_ टिप्पणी- जो देह में विद्यमान आत्मा को पहचानता और 
उसे परमात्मा का अंश जानता है वह सब परमात्मा को ही अर्पण 
करेगा, वैसे ही, जेसे कि नौकर मौलिक के नाम पर काम करता 
है और सव कुछ उसी को अर्पण करता है। 
ये मे मतमिबं नित्यमधुतिष्ठन्ति घानघाः। 
श्रद्धाबन्सोऽनसूयत्तो मुख्यन्दे तेऽपि कर्मन्विः ॥३१॥ 
श्रद्धा रखकर, द्वेष छोड़कर जो मनुष्य मेरे इस मत के 
अनुसार चलते हैं, वे भी कर्मबंधन से छूट जाते हैं । ३१ 
: थे स्बेतदण्मशूयम्तो नानुतिष्ठन्ति मे सतम्‌ । 
सर्थज्ञानविमूदांस्तान्बिि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
परंतु जो मेरे इस अभिप्राय में दोष निकालकर उसका 
` अनुसरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूर्ख हैं। उनका नाश हुआ 
समझ । थर 
सबुशं चेष्टते स्वस्याः प्रङ्कतेर्ञावयानपि । 
. प्रकृति यान्ति मूतानि निप्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 
ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार बरतते हैं, प्राणीमात्र 
अपने स्वभाव का अनुसरण करते हैं, वहां बलात्कार क्या कर 
सकता है। - ३३ 
टिप्पणी--यह श्लोक दूसरे अध्याय के ६१वें या ६८वें 
इलोक का विरोधी नहीं है । इंद्रियों का निग्रह करते-करते मनुष्य 
को मर मिटना है, लेकिन फिर भी सफलता न मिले तो निग्रह 
“ अर्थात बलात्कार निरर्थक है। इसमें निग्रह की निदा नहीं की 
पाई है, स्वभाव का साम्राज्य दिखाया गया है। 'यह तो मेरा 
स्वभाव है', यह कहकर कोई खोटाई करने लगे तो बह्‌ इस श्लोक 
का अर्थ नहीं समझता | स्वभाव का हमें पता नहीं चलता । 


` जितनी आदते हैं सब स्वभाव नहीं हैं । आत्मा का स्वभाव उध्वं- 





गमन हैं। अत: आत्मा जब नीचे की ओर जाय तब उसका प्रतिकार 


Sahn त त rN 





तीसरा अध्याप्र : क्मंयोग ve 


करना कत्तव्य है । इसीसे नीचे का श्लोक स्पष्ट करता है । 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ  रागद्ठवेषो व्यवस्थितौ । 
तयोनं वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्बिनो ॥३४।। 
अपने-अपने विषयों के संबंध में इंद्रियों को रागद्वेष रहता 
ही है । मनुष्य को उनके वश न होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य 
के मार्ग के बाधक हैं। ३४ 
टिप्पणी--कान का विषय है सुनना । जो भावे वह सुनने 
की इच्छा राग है । जो न भावे वह सुनने की अनिच्छा द्वेष है । 
(यह तो स्वभाव है' कहकर रागद्वेष के वश ही नहीं होना चाहिए, . 
उनका मुकाबला करना चाहिए । आत्मा का स्वभाव सुख-दुःख 
से अछते रहना है । उस स्वभाव तक मनुष्य को पहुंचना है । 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्त्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो मयावहः ॥३५॥ 
पराये धर्म के सुलभ होने पर भी उससे अपना घर्म विगुण 
हो तो भी अविक अच्छा है। स्वधर्म में मृत्यु भली है । परधर्म 
भयावह है । ३५ 
डिप्पणी-समाज में एक का धर्म झाड़ देने का होता है 
और दूसरे का घमं हिसाव रखने का होता है। हिसाव रखनेवाला 
भले ही श्रेष्ठ गिना जाय, परंतु झाड़ देनेवाला अपना घर्मे त्याग 
दे तो बह भ्रष्ट हो जायगा और समाज को हानि पहुंचेगी । 
ईश्वर के दरबार में दोनों की सेवा का मूल्य उनकी निष्ठा के 
अनुसार कूता जायगा। पेशे की कीमत वहां तो एक ही होती है । 
दोनों ईश्वरापंण बुद्धि से अपना कत्तेव्य-पालन करें तो समान- , 
रूप से मोक्ष के अधिकारी बनते हैं । 
ज्जन उवाच ' 
अघ केन प्रयुइतोऽयं पापं चरति पूरुषः। . 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 
अर्जुन बोले-- 
फिर यह पुरुष बलाव्कारपूर्वंक प्रेरित हुए को भांति, न 


gee FCS BESTS 


१० अनासत्रितयोग 


चाहता हुआ भी, किस की प्रेरणा से पाप करता है ? ३६ 
श्रीभगवानुचाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥३७॥। 
श्री्गवान बोले-- 
रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला यह (प्रेरक) काम है, क्रोध 
है, इसका पेट ही नहीं भरता ¦ यह महापापी है । इसे इस लोक 
में शत्रुरूप समझो | ३७ 
टिप्पणी--हमारा वास्तविक शत्रु अंतर में रहनेवाला काम 


कहिए या कध कहिए वही है। 


घूमेनाब्रियते याह्लूर्यथादर्शो मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमाब्‌ तम्‌ ॥।३८॥ 
जैसे धुएं से आग या मैल से दर्पण अथवा झिल्ली से गर्भ 
ढका रहता है, बैसे कामादिरूप शद सें यह ज्ञान ढका रहता 
है । ३८ 
आदत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पुरेणानलेद्‌ च॥।३६॥ 
हे कौतेय ! तृप्त न किया जा सकनेवाला यह कामरूप 
अग्नि नित्य का शतु है, उससे ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है । ३६ 
इन्द्रियाण मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। 
एते विमो हयत्येए ज्ञानमावत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
इंद्रियां, मन और बुद्धि, इस शत्रु के निवास-स्थान हैं । इनके » 
द्वारा ज्ञान को ढककर यह शत्रु देहधारी को बेसूध कर देता 
Ee ४० 
पर टिप्पणी- इंद्वियों में काम व्याप्त होने पर मन मलिन होता 
है, उससे विवेकशक्ति मंद पडती है, उससे ज्ञान का नाश होता हैं, 
(देखो अध्याय २, शलोक ६२-६४ ) ! 
तस्मात्वम्धियाण्यादौी नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येते जानविज्ञातनाशनम्‌ ॥४१॥ 





चौथा अध्याय : ज्ञानकर्मसंन्यासयोग ५१ 


हे भरतर्षभ ! इसलिए तू पहले तो इद्रियों को नियम में 
रखकर ज्ञान और अनुभव का नाश करनेवाले इस पापी का त्याग 
अवश्य कर । ४१ 
इखियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥४२। 
इंद्वियां सूकम हैं, उनसे अधिक सुक्ष्म मन है, उससे अधिक 
सूक्ष्म बुद्धि है। जो बुद्धि से भो अत्यंत सूक्ष्म है वह आत्मा है । ४२ 
टिप्पणी--तात्पर्य यह कि यदि इंद्रियां वश में रहें तो सूक्ष्म 
काम को जीतना सहज हो जाय। 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शलं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को पहचानकर और आत्मा 
द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो ! कामरूप दुर्जय शत्रु 
का संहार कर । ४३ 
टिष्पणी--यदि मनुष्य शरीरस्थ आत्मा को जान ले तो 
मन उसके वश में रहेगा, इंद्रियों के वश में नहीं रहेग्र। और मन 
जीता जाय तो काम क्या कर सकता है ? 
ॐ तत्सत्‌ 
इति श्रीमदभगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म-विद्या- 


` न्तर्गत योगशास्त्र के श्री कुष्णार्जुनसंवाद का 'कर्मयोग” नामक 


तीसरा अध्याय । 


TOYS 
ज्ञान कमें संन्यासयोग 


इस अध्याय में तीसरे का विशेष विवेचन है और भिन्त- 
भिन्न प्रकार के कई यज्ञों का वणन है। 


4२ अनास क्तियोग 


श्रीभगवानुवाच 
इमं विदस्वते योगं प्रोदतवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे5ब्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्षौ्गवान बोले 
यह अविनाशी योग मैंने विवस्वान (सूर्य) से कहा । उन्होंने 
मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा । १ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषंयो विदुः। 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ 
इस प्रकार परंपरा से प्राप्त, राजषियों का जाना हुआ वह 
योग दीर्घकाल के बल से नष्ट हो गया। ल्‌ 
स एवायं मया तःद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोर्शस मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥।३॥ 
वही पुरातन योग मैंने आज तुझसे कहा है। कारण, तू मेरा 
भक्त है और यह योग उत्तम ममे की बात है। ३ 
अर्जुन उवाच 
अपरं सवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति ॥४॥ 
अर्जुन बोले 
आपका जन्म तो अभी हुआ है, विवस्वान का पहले हो चुका 
है । तब मैं कैसे जानू कि आपने वह (योग) पहले कहा था ? ४ 
श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाण न त्वं वेत्य परंतप ॥५॥ 
श्री भगवान बोले-- 
हे अर्जुन ! मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो चुके हैं। उन 
सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता । . | 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 











चौथा अध्याय : ज्ञानकर्मसंन्यासयोग ५३ 


प्रकृत स्वामधिष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया ॥६॥ 
मैं अजन्मा, अविनाशी और इसके सिवा भूतमात्र का ईश्वर 
हूं; तथापि अपने स्वभाव को लेकर अपनी माया के बल से जन्म 
ग्रहण करता हूं । 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! जब-जब धर्म मंद पड़ता है, अधमं जोर करता 
है, तत्र-तव मैं जन्म धारण करता हूं। ७ 
परिवाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
घर्मसंस्थापनार्याय संभवामि युगे युगे॥८॥ 
साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश तथा धर्म का पुनरुद्धार 
करने के लिए युग-युग में मैं जन्म लेता हूं। | ८ 
टिप्पणी-यहां श्रद्धालु को आश्वासन है और सत्य की-- 
धर्म की--अविचलता की प्रतिज्ञा है। इस संसार में उतार-चढ़ाव 
हुआ ही करता है, परंतु अंत में धर्म की ही जय होती है। संतों 
का नाश नहीं होता, क्योंकि सत्य का ताश नहीं होता। दुष्टों का 
नाश ही है, क्योंकि असत्य का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य को 
चाहिए कि इसका खयाल रखकर अपने कर्तापन के अभिमान के 
कारण हिसा न करे, दुराचार न करे। ईश्वर की गहन माया 
अपना काम करती ही रहती है। यही अवतार या ईश्वर का 
जन्म है । वस्तुतः तो ईश्वर का जन्म होता ही नहीं । 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यकत्वा देहं पुनर्जन्म नंति मामेति सोऽर्जुन ॥६॥॥ 
हे अर्जुन ! इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म और कमं का 
रहस्य जानता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म नही पाता, 
बल्कि मुझे पाता है। & 
हिप्पणी-क्योंकि जब मनुष्य का दृढ़ विश्वास हो जाता है 
कि ईश्वर सत्य की ही जय कराता है तब वह सत्य को नहीं 





छ अनासक्तियोग 


छोड़ता, धीरज रखता है, दु:ख सहन करता है और ममतारहित 
रहने के कारण जन्म-मरण के चक्कर से छटकर ईश्वर का ही 
ध्यान धरते हुए उसी में लय हो जाता है। _ 
बीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाशिता:। 
बहुबो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ १०॥। 
राग, भय और क्रोध से रहित हुए मेरा ही ध्यान धरते हुए, 
मेरा ही आश्रय लेनेवाले ज्ञानरूपी तप से पवित्र हुए बहुतों ने 
मेरे स्वरूप को पाया है । १० 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयेव भजाम्यहम्‌ । 
मम दर्त्मानुबर्त न्ते मनुष्याः पार्थं सबंशः॥११॥ 
जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं, उस प्रकार मैं उन्हें 
फल देता हूं। चाहे जिस तरह भी हो, है पार्थ ! मनुष्य मेरे मार्ग 
का अनुसरण करते हैं-मेरे शासन में रहते हैं। ११ 
टिप्पणी-तात्पर्य, कोई ईश्वरी नियम का उल्लंघन नहीं 
कर सकता । जैसा बोता है, वैसा काटता है; जैसा करता है, 
वैसा भरता है। ईश्वरी कानून में-कर्म के नियम में अपवाद 
नहीं है । सबको समान अर्थात्‌ अपनी णोग्यता के अनुसार न्याय 
मिजता है । 
कांक्षम्तः कमरणां सिद्धि यजन्त इह्‌ देत्रताः। 
क्षिप्रं हि सातुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥१२॥ 
कर्म की सिद्धि चाहनेवाले इस लोक में देवताओं को पूजते 
हैं। इससे उन्हें कर्मजनित फल तुरंत मनुष्य-लोक में ही मिल 
जाता है । १२ 
टिप्पणी--देवता से मतलब स्वर्ग में रहनेवाले इंद्र-वरुणादि 
व्यक्तियों से नहीं है। देवता का अर्थ है ईश्वर की अंशरूपी 
शक्ति । इस अर्थ में मनुष्य भी देवता है। भाप, बिजली आदि 
महान्‌ शक्तियां देवता हैँ । उनकी आराधना करने का फल तुरंत 


और इस लोक में मिलता हुआ हम देखते हैं। वह फल क्षणिक 





SEED SSRN 


aR REST HE IESE SC 


चौथा अध्याय : ज्ञा नकमंसंन्यासयोग ५५ 


होता है । वह आत्मा को ही संतोष नहीं देता तो मोक्ष तो दे ही 
कहां से सकता है ? 
चातुवंण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धपकर्तारमव्ययस्‌ ॥ १३॥ 
गुण और कर्म के विभागानुसार चार वर्ण मैंने उत्पन्न 
किये हैं, उनका कर्त्ता होने पर भी मुझे तू अविनाशी-अकर्ता 
जानना । १३० 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमंफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥१४॥ 
मुझे कर्म स्पश नहीं करते हैं | मुझे इनके फल की लालसा 
नहीं है । इस प्रकार जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वे कमें के 
बन्धन में नहीं पडते । १४ 
टिप्पणी--क्योंकि मनुष्य के सामने, कर्म करते हुए अकर्मी 
रहने का सर्वोत्तम दुष्टांत है। और सवका कर्त्ता ईश्वर ही है, 
हम निमित्तमात्र ही हैं, तो फिर कर्तापन का अभिमान कैसे हो 
सकता है ? 
एवं ज्ञात्वा _कृतं कमं पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कमेव तस्मात्त्वं पूर्व: पूर्वतरं कृतस्‌ ॥१५॥ 
ऐसे जानकर पूर्वकाल में मुमुक्षु व्यक्तियों ने कर्म किये हैं । 
इससे तू भी पूर्वज जैसे सदा से करते आये हैं वैसे कर । १५ 
कि कर्म किमकमेंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 
तत्त कमं प्रवक्ष्यासि यज्जञात्त्रा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१९॥ 
कर्म क्या है, अकमे क्या है, इस विषय में समझदारों को 
भी मोह हुआ है। उस कमं के विषय में मैं तुझे यथार्थ रूप से 
बतलाऊंगा उसे जानकर तू अशुभ से बचेगा । १६ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्य बोद्धव्यं च दिकर्मणः। 
अकर्सणश्च ब्रोद्धव्मं गहना कमणो गतिः॥१७॥ 
कर्म, निषिद्धकर्म और अकर्म का भेद जानना चाहिए । कर्म. 
की गति गूढ़ है। १७ 


५६ अनासक्तियोग 


कर्मण्यकमं यः पश्येदकर्मणि च कमं यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमं कृत्‌ ॥1१८॥ 
कमे में जो अकमं देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता 
है, वह लोगों में बुद्धिमान गिना जा.  ' वह योगी है और वह्‌ 
संपूर्ण कर्म करनेवाला है। १८ 
टिप्पणी--कर्म करते हुए भी जो कर्तापन का अभिमान 
नहीं रखता, उसका कमं अकर्म है और जो कर्म का बाहर से 
त्याग करते हुए भी मन के महल बनाता ही रहता है, उसका 
अकरम कर्म है। जिस लकवा हो गया है वह जब इसदा करके-- 
अभिमानपूर्वक--५+। < हुए अंग को हिलाता है, तब हिलता है। 
वह्‌ बीमार अंग की हिलाने रूपी क्रिया का कर्त्ता बना । आत्मा 
का गुण अकर्ता का है । मोहग्रस्त होकर अपने को कर्ता मानने- 
वाले आत्मा को मानो लकवा हो गया है और वह अभिमानी 
होकर कर्म करता है । इस भांति जो कर्म को गति को जानता है, 
वही बुद्धिमान योगी कत्तेव्यपरायण गिना जाता है। “मैं करता 
हूं यह माननेवाला कर्म-विकर्म का भेद भूल जाता है और साधन 
के भले-बुरे का विचार नहीं करता । आत्मा की स्वाभाविक गति 
ऊध्वं है, इसलिए जब मनुष्य नीति-मार्ग से हटता है तब यह कहा 
जाना चाहिए कि उसमें अहंकार अवश्य है । अभिमानरहित 
पुरुष के कमं स्वभाव से ही सात्त्विक होते हैं । 
` थस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पर्वाजताः। 
श्षानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१६॥ 
जिसके समस्त आरंभ कामना और संकल्परहित हैं, उसके 
कर्म ज्ञानरूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गये हैं, ऐसे को ज्ञानी लोग 
पंडित कहते हैं । १९ 
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
कर्मेण्यभिप्रवृत्तोपि नंव किंचित्करोति सः॥२०॥ 
जिसने कर्म फल का त्याग किया है, जो सदा संतुष्ट रहता 
है, जिसे किसी आश्रय की लालसा नहीं है, वह कमं में अच्छी 


क 





चौथा अध्याय : ज्ञानकर्मंसंन्यासयोग ५७ 


तरह लगे रहने पर भी, कहा जा सकता है कि वह कुछ भी नहीं 
करता । २० 
टिप्पणी--अर्थात्‌ उसे कर्म का बंधन भोगना नहीं पड़ता । 
निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसवपरिग्नहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्ताप्नोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 
जो आशारहित है, जिसका मन अपने वश में है, जिसने 
सारा संग्रह छोड़ दिया है और जिसका शरीर भर ही कमें करता 
है, वह करते हुए भी दोषी नहीं होता । २१ 
टिप्पणी-अभिमानपूर्वक किया हुआ कुल कमं चाहे जैसा 


` सात्त्विक होने पर भी बंधन करनेवाला है । वह जब ईर्वरार्पण 


बुद्धि से, बिना अभिमान के, होता है तव बंधनरहित बनता है। 
जिसका 'मैं' शून्यता को प्राप्त हो गया है, उसका शरीर भर ही 
कर्म करता है । सोते हुए मनुष्य का शरीर भर ही कर्म करता है, 
यह कहा जा सकता है.। जो कैदी विवश होकर अनिच्छा से हल 
चलाता है, उसका शरीर ही काम करता है। जो अपनी इच्छा 
से ईश्वर का कैदी बना है, उसका भी शरीरभर ही काम करता 
है । खुद तो शून्य बन गया है, प्रेरक ईश्वर है । 
यद्च्छालाभसंदुष्टो इन्द्वातीतो विमत्सरः। 
समः तिद्धावसिद्धी च फृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 
जो यथालाभ से संतुष्ट रहता है, जो सुख-दुःखादि ढढों से 
मुक्त हो गया है, जो द्वेषरहित हो गया है, जो सफलता, 
निष्फलता में तटस्थ है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं 
पड़ता है। २२ 
गतसङ्गस्थ मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः: कर्म समग्रं प्रविलीयते । २३।। 
जो आसक्तिरहित है, जिसका चित्त ज्ञानमय है, जो मुक्त 
है और जो यज्ञार्थ ही क मं करनेवाला है, उसके सारे कर्म लय हो 
जाते हैं । २३ 


भऽ अनासक्तियोग 


ब्रह्मापंण ब्रह्म हविव्न ह्याग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मंब तेन गन्तव्यं ˆ ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥ 

(यज्ञ में) अर्पण ब्रह्म है, हवन की वस्तु-हवि ब्रह्म है, 
ब्रह्म रूपी अग्नि में हवन करनेवाला भी ब्रह्म है; इस प्रकार कमं 
के साथ जिसने ब्रह्म का मेल साधा है वह ब्रह्म को ही पाता 
है। SRY 

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह्वति ॥२५॥ 

इसके सिवा कितने ही योगी देवताओं का पूजनरूपी यज्ञ 
करते हैं और कितने ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को ही 
होमते हैं । ह २५ 

शरोत्रादीनी न्द्र याण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । 
शडदादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥२६॥ 

और कितने ही श्रवणादि इंद्रियों का संयमरूप यज्ञ करते 
हैं और कुछ शब्दादि विषयों को इंद्रियाग्नि में होमते हैं। २६ 

टिप्पणी- सुनने की क्रिया इत्यादि का संयम करना एक 
बात है और इंद्रियों को उपयोग में ताते हुए उनके विषयों को 
प्रभुप्रीत्यर्थ काम में लाना दूसरी बात हैं, जैसे भजनादि सुनना । 
वस्तुतः तो दोनों एक हैं। 

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥। 
और कितने ही समस्त इंद्रिय कर्मों को और प्राणकर्मों को 
ज्ञानदीपक से प्रज्वलित की हुई आत्मसंयमरूपी योगारिनि में 
i होमते हैं । २७ 
। टिप्पणी- अर्थात्‌ परमात्मा में तन्मय हो जाते हैं। 
रु द्रव्ययज्ञास्त पोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाथ्यायज्ञानयत्ताश्व यतयः संशितब्रताः 11२८॥। 
) इस प्रकार कोई यज्ञार्थे द्रव्य देनेवाले होते हैं; कोई तप 
' करनेवाले होते हैं । कितने ही अष्टांगयोग साघनेवाले होते हैं। 





चौथा अध्याय : ज्ञातकर्मसंत्यासयोग ५९ 


कितनें ही स्वाध्याय और ज्ञानयज्ञ करते हैं । ये सब कठिन ब्रत- 


धारी प्रयत्नशील याज्ञिक हैं । २८ 


अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।। २६॥ 
कितने ही प्राणायाम में तत्पर रहनेवाले अपान को प्राण- 
वायु में होमते हैं, प्राण को अपान में होमते हैं अथवा प्राण और 
अपान दोनों का अवरोध करते हैं। २९ 
टिप्पणी-ये तीन प्रकार के प्राणायाम हैं-रेचक, पूरक 
और कुंभक। संस्कृत में प्राणवायु का अर्थः गुजराती (और 
हिंदी) की अपेक्षा उलटा है । वहां प्राणवायु अंदर से बाहर 
निकलनेवाली वायु को कहते हैं (हम बाहर से जिसे अंदर खींचते 
हैं उसे प्राणवायु (आक्सीजन) कहते हैं। 
अपरे नियताहारा: प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यत्तक्षपितकल्मषाः॥३०।। 
इसके सिवा दूसरे आहार का संयम करके प्राणों को प्राण 
में होमते हैं । यज्ञों द्वारा अपने पापों को क्षीण करनेवाले ये सब 
यज्ञ के जाननेवाले हैं । ३० 
यज्ञशिष्टामुतभुजो यान्ति ब्रह्म _ सनातनम, । 
नायं लोकोऽस्त्ययञ्चस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
हे कुरुसत्तम ! यज्ञ से बचा हुआ अमृत खानेवाले लोग 
सनातन ब्रह्म को पाते हैं। यज्ञ न करनेवाले के लिए यह लोक 
नहीं है तो परलोक तो हो ही कहां से सकता है। ३१ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे। 
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
इस प्रकार वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ है। 
इन सबको कमं से उत्पत्न'हुआ जान । इस प्रकार सबको जान- 
कर तू मोक्ष पावेगा । ३२ 
टिप्पणी--यहां कमं का व्यापक अर्थ हैः। अर्थात्‌ शारीरिक, 
मानसिक औरःआत्मिक। ऐसे कर्म के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। 


६० अनासवितयोग 


यज्ञ बिना मोक्ष नहीं होता । इस प्रकार जानना और तदनुसार 
आचरण करना, इसका नाम यज्ञों का जानना है । तात्पय यह 
कि मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि और आत्मा को प्रभुप्रीत्यर्थ -- 
लोकसेवार्थ काम में न लावे तो वह चोर ठहरता है और मोक्ष के 
योग्य नहीं बन सकता । केवल बुद्धि-शक्ति को ही काम में लावे 
और शरीर तथा आत्मा को चुरावे तो वह पूरा याज्ञिक नहीं 
है। इन शक्तियों को प्राप्त किए बिना उसका परोपकारार्थं उप- 
योग नहीं हो सकता । इसलिए आत्म-शुद्धि के बिना लोकसेवा 
असंभव है । सेवक को शरीर, बुद्धि और आत्मा अर्थात्‌ नीति, 
तीनों का समान रूप से विकास करना कर्तव्य है । 
श्रेयान्॒व्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप । 
सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते॥३३॥ 

हे परंतप ! द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अधिक अच्छा है, 
क्योंकि है पार्थं ! कर्ममात्र ज्ञान में ही पराकाष्ठा को पहुंचते 
हैँ। ३३ 

टिप्पणी--परोपकार-वृत्ति से दिया हुआ द्रव्य भी यदि ज्ञान- 
पूर्वक न दिया गया हो तो बहुत वार हानि करता है, यह किसने 
अनुभव नहीं किया है ? अच्छी वृत्ति से होनेवाले सब कर्म तभी 
शोभा देते हैं जब उनके साथ ज्ञान का मेल हो । इसलिए कर्म- 
मात्र की पूर्णाहुति तो ज्ञान में ही है । 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उ०देक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दाशनः ॥ ३४॥ 

इसे तू तत्त्व को जाननेवाले ज्ञानियों की सेवा करके और 
नम्रतापूर्वंक विवेकसहित बारम्बार प्रश्‍न करके जानना । वे तेरी 
जिज्ञासा तृप्त करेंगे । है ३४ 

टिप्पणी- ज्ञान प्राप्त करने की तीन शर्ते प्रणिपात, परि- 
प्रश्न और सेवा इस युग में खूब ध्यान में रखने योग्य हैं । प्रणि- 
पात अर्थात्‌ नम्रता, विवेक, परिप्रश्न अर्थात्‌ वारम्बार पूछना, 
सेवारहित नम्रता खुशामद में शुमार हो सकती है | फिर, ज्ञान 


RR ST ल्‍वकल००-१- "हु: 


DIS ५-५ 


चौथा अध्याय : ज्ञानकमंसंन्यासयोग ६१ 


खोज के बिना संभव नहीं है, इसलिए जब तक समझ में न आवे 
तब तक शिष्य का गुरु से नम्रताप्‌वेक प्रइन पूछते रहना जिज्ञासा 
की निशानी है । इसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। जिस पर श्रद्धा 
नहीं होती उसकी ओर हादिक नम्रता नहीं होती, उसकी सेवा 
तो हो ही कहां से सकती है ? 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययों मयि॥३५।॥। 
यह ज्ञान पाने के बाद, हे पाँडव ! तुझे फिर ऐसा मोह न 
होगा । इस ज्ञान के द्वारा तू भूतमात्र को आत्मा में और मुझमें 
देखेगा । ३५ 
टिप्पणी--'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' का यही अर्थं है । 
जिसे आत्मदर्शन हो गया है वह अपनी और दूसरे की आत्मा में 
भेद नहीं देखता । 
अपि चेदसि पापेष्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 
सर्व ज्ञानप्लवेन॑व वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
तू समस्त पापियों में बड़े-से-बड़ा पापी होने पर भी ज्ञान- 
रूपी नौका द्वारा सब पापों को पार कर जायगा । ३६ 
ययेधांसि समिद्धोऽग्निभेस्मसातंकुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईन को भस्म कर देता 
है, वैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सब कमो को भस्म कर देता है। ३७ 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह बिचते। 
तत्स्वयं योगसं सिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 
ज्ञान के समान इस संसार में दूसरा कुछ पवित्र नहीं है । 
योग में--समत्व में पूर्णता प्राप्त मनुष्य समय पर अपने-आपमें 
उस ज्ञान को पाता है। § ३८ 
अ्रद्धावांललसते ज्ञाते 
तत्परः संयतेर्ब्रियः । 


६२ अनासक्तियाग 


ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति- 
मचिरेणाधिगच्छति - ॥३६॥ 

श्रद्धावान ईश्वरपरायण, जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान पाता है और 

ज्ञान पाकर तुरंत परम शान्ति को पाता है। ३६ 
अज्नरच/श्रहदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 

जो अज्ञानी और श्रद्धारहित होकर संशयवान है, उसका 
नाश होता है । संशयवान के लिए न तो यह लोक है, न परलोक | 
उसे कहीं सुख नहीं है। ४० 

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसं छिन्नसंशयम, । . 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंज्नय ॥४१॥ 

जिसने समत्वरूपी योग द्वारा कर्मो को. अर्थात्‌ कर्मफल का 
त्याग किया है और ज्ञान द्वारा संशय को छिन्न कर डाला है वैसे 
आत्मदर्शी को, हे धनंजय ! .कर्म बंधनरूप नहीं होते। ४ १ 

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ) 
छित्त्वेन॑ संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 

इसलिए, हे भारत ! हृदय में ज्ञान से उत्पन्न हुए संशय 
को आत्म-ज्ञान-रूपी तलवार से नाश करके योग--समत्व धारण 
करके खड़ा हो । ४२ 

३५तत्सत्‌ 

इति श्रीमङ्भगवद्गीता-रूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या 
न्तर्गत योगाशास्त्र के श्रीकृष्णारजुन-संवाद का ज्ञान कर्मसंन्यास- 
योग” नामक चौथा अध्याय । 


छ अर 
कर्मसंन्यासयोग 


इस अध्याय में बतलाया गया है कि कर्मयोग के बिना कर्म- 





छ 





पांचवां अध्याय : कर्मसंन्यासयोग ६३ 


संन्यास हो ही नहीं सकता और वस्तुतः दोनों एक ही हैँ। 
अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मेणां कुष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिशिदतम्‌ ॥१॥ 
अज्‌ न बोले-- 
हे कृष्ण ! कर्मो के त्याग की और फिर कर्मों के योग की 
आप स्तुति करते हैं। मुझे ठीक निश्चयपूर्वक कहिए कि इन 
दोनों में श्रेयस्कर क्या है ! १ 
श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 
श्रीभगवान बोले-- 
कर्मों का त्याग और योग दोनों मोक्ष देनेवाले हैं। उनमें 
भी कर्मसंन्यास से कर्मयोग बढ़कर है । ह्‌ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काइक्षति। 
निहंन्दों हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥३॥ 
जो मनुष्य द्वेष नहीं करता और इच्छा नहीं करता, उसे 
नित्य संन्यासी जानना चाहिए। जो सुख-दुःखादि ढूंढ से मुक्त 
है, वह सहज में बन्धनों से छूट जाता है। ३ 
टिपप्णी--तात्यय, कर्म का त्याग संन्यास का खास लग 
नहीं है, बल्कि ढंद्रातीत होना ही है-एक मनुष्य कर्म करता 
हुआ भी संन्यासी हो सकता है। दूसरा, कमे न करते हुए भी, 
मिथ्याचारी हो सकता है । (देखो अध्याय ३, श्लोक ६) 
सांहययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न वण्डिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
सांख्य और योग--ज्ञान और कर्म--ये दो भिन्न हैं, ऐसा 
अज्ञानी कहते हैं, पंडित नहीं कहते । एक में अच्छी तर” स्थिर 
रहनेवाला भी दोनों का फल पाता द ¥ 
डिप्पणी- ज्ञानयोगी लोक-संग्रहरूपी कर्मयोग का विशेष 


६४ अनासक्तियोग 


फल संकल्पमात्र से प्राप्त करता है । कर्मयोगी अपनी अनासक्ति 
के कारण बाह्य कर्म करते हुए भी ज्ञानयोगी की शांति का अधि- 
कारी अनायास बनता है। 
यत्सांखुये: प्राप्यते स्थानं तद्योगंरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
जो स्थान सांख्यमार्गी पाता है वही योगी भी पाता है। 
जो सांख्य और योग को एकरूप देखता है वही सच्चा देखनेवाला 
है। प्र 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिब्रेह्या नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
हे महाबाहो ! कर्मयोग के बिना कमंत्याग कष्टसाध्य है, 
परंतु समभाववाला मुनि शीघ्र मोक्ष पाता है । ६ 
मु योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवभूतात्मभूतात्मा कुर्वेन्नोप न लिप्यते ॥७॥॥ 
जिसने योग साधा है, जिसने हृदय को विशुद्ध किया है, 
जिसने मन और इंद्रियों को जीता है और जो भूतमात्र को अपने- 
जैसा ही समझता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे 
अलिप्त रहता है । न ७ 
: नैव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितू। 
पश्यवूशृण्वर्स्पृशञ्जिध्रस्नश्नन्गच्छन्स्वपञश्वसन्‌ ॥1511 
प्रलपन्विसजन्गृ ह्वन्नुन्सिषन्नमिषन्तपि । 
इुन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु वतंन्त इति धारयन्‌ ॥8॥ 
देखते, सुनते, स्पश करते, स्‌ घते, खाते, चलते, सोते, सांस 
लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंख खोलते, मू. दते केवल इंद्रियां ही 
अपना काम करती हैं, ऐसी भावना रखकर तत्त्वज्ञ योगी यह 
समझे कि “मैं कुछ भी नहीं करता हूं।' ८-९ 
टिप्पणी -जबतक अभिमान है तबतक ऐसी अलिप्त स्थिति 


' नहीं आती। अतः विषयासक्त मनुष्य यह कहकर छूट नहीं 


सकता कि “विषयों को मैं नहीं भोगता, इंद्रियां अपना काम करती 


+ कह बॉ 7 उ हट: चलछक 7" 





पाँचवां अध्याय : कर्मसंन्यासयोग ६५ 


हैं ।' ऐसा अनर्थ करनेवाला न गीता को समझता हैं और न घर्म 
को जानता है । यह बात नीचे का इलोक स्पष्ट करता है । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते. न स पापेन पद्गपतमिवाम्भसा।।१०॥ 
जो मनुष्य कर्मो को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर 
आचरण करता है वह पाप से उसी तरह अलिप्त रहता है जैसे 
पानी में रहनेवाला कमल अलिप्त रहता है । १० 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति स ङ्क त्यक्त्वात्मशद्धये॥११॥ ` 
शरीर से, मन से, बुद्धि से या केवल इंद्रियों से भी योगीजन 
आसक्ति-रहित होकर आत्म-शुद्धि के लिए कमें करते हैं। ११ 
युक्तः कंफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकोम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
समतावान कर्मफल का त्याग करके परम शान्ति पाता है। 
अस्थिरचित्त कामनायुक्त होने के कारण फल में फंसकर बंधन 
में रहता है। १२ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥१३॥। 
संयमी पुरुष मन से सब कर्मा का त्याग करके नवद्वारवाले 
नगररूपी शरीर में रहते हुए भी, कुछ न करता, न कराता हुआ 
सुख से रहता है। १३ 
दिप्पणी- दो नाक, दो कान, दो आंखें, मलत्याग के दो 
स्थान और मुख, शरीर के नौ मुख्य द्वार हैं। वैसे तो त्वचा के 
असंख्य छिद्रमात्र दरवाजे ही हैं। इन दरवाजों का चौकीदार 
यदि इनमें आने-जानेवाले अधिकारियों को ही आने-जाने देकर 
अपना धर्म पालता है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वह, 
यह आवा-जाही होते रहने पर भी, उसका हिस्सेदार नहीं बल्कि 
केवल साक्षी है, इससे वह्‌ न करता है, न कराता है । 


"जगा; 


2 


६६ अनासक्तियोग 


न कतत्ब न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥१४॥ 
जगत्‌ का प्रभु न कर्तापन को रचता है, न कर्म रचता है, न 
कर्मे और फल का मेल साधता है । प्रकृति ही सब करती है। १४ 
टिप्पणी--ईर्वर कर्ता नहीं है । कर्म का नियम अटल और 
अनिवार्य है। और जो जैसा करता है उसको वैसा भरना ही 
पड़ता है । इसी में ईश्वर की महान्‌ दया और उसका न्याय विद्य- 
मान है। शुद्ध न्याय में शुद्ध दया है। न्याय की विरोधी दया, 
दया नहीं है, बल्कि क्रूरता है । पर मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है । 
अतः उसके लिए तो दया-क्षमा ही न्याय है । वह स्वयं निरन्तर 
न्याय का पात्र बना हुआ क्षमा का याचक है। वह दूसरे का 
न्याय क्षमा से ही चुका सकता है । क्षमा के गुण का विकास करने 
पर ही अंत में अकर्ता-योगी-समतावान-कर्म में कुशल 
बनता है। 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥१५॥ 
ईश्वर किसीके पाप या पुण्य को नहीं ओढ़ता। अज्ञान 
द्वारा ज्ञान के ढक जाने से लोग मोह में फंसते हैं। १५ 
टिप्पणी-अज्ञान से, “मैं करता हूं' इस वृत्ति से मनुष्य 
कर्म बन्धन बांधते हुए भी भले-बुरे फल का आरोप ईश्वर पर 
करता है, यह मोह्‌-जाल है। 
जञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवष्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
परंतु जिनके अज्ञान का आत्मज्ञानद्वारा नाश हो गया हा 
उनका वह सूर्य के समान, प्रकाशमय ज्ञान परमतत्त्व का दर्शन 
कराता है । १६ 
तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्तिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरारवात्त ज्ञाननिर्धूत काल्मषाः ।। १,७।। 
पन द्वारा जिनके पाप धूल गए हैं, वे ईश्वर का ध्यान 


तत 





पाँचवाँ अध्याय : कर्मसंन्यासयोग 5५ 


०) 


घरनेवाले, तन्मय हुए, उसमें स्थिर रहनेवाले, उसीको सर्वस्व 
माननेवाले लोग मोक्ष पाते हैं । १७ 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हृस्तिनि। 
. शुनि चंच श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन: ॥ १८॥ 

विद्वान और विनयवान ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते 
में और कुत्ते को खानेवाले मनुष्य में ज्ञानी समदृष्टि रखते हैं। १८ 

टिप्पणी-तात्पर्य, सबकी, उनकी आवश्यकतानुसार सेवा 
करते हैं। ब्राह्मण और चांडाल के प्रति समभाव रखने का अर्थ 
यह है कि ब्राह्मण फो सांप काटने पर उसके घाव को जैसे ज्ञानी 
प्रेमभाव से चूसकर उसका विष दूर करने का प्रयत्न करेगा वैसा 
ही बर्ताव चांडाल को भी सांप काटने पर करेगा । 

इहेव तँजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ब्न्माणि ते स्थिताः ॥ १६॥ 

जिनका मन समत्व में स्थिर हो गया है उन्होंने इस देह में 
रहते ही संसार को जीत लिया हैं। ब्रह्म, निष्कलंक और सस 
भावो है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थिर होते हैं । १९ 

टिप्पणी-मनुष्य जैसा और जिसका चितन करता है वैसा 
हो जाता है। इसलिए समत्व का चितन करके, दोषरहित होकर, 
समत्व के मूर्तिरूप निर्दोष ब्रह्म को पाता है । 

न प्र हृष्य स्परयं प्राप्य नोह्विजत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमुढ़ो . ब्रह्मविद्न्रह्ाणि स्थितः ॥२०॥ 

जिसको बुद्धि स्थिर हुई है, जिसका मोह नष्ट हो गया है, 
जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्मपरायण रहता है, वह प्रिय को 
पाकर सुख नहीं मानता और अप्रिय को पाकर दु:ख का अनुभव 


नहीं करता । २० 
वाह्स्पशष्वसक्तात्मा 
बिन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
/ स ब्रह्मयोगथुङ्तात्मा 


सुखमक्षयमश्नुते \२१॥ 


६८ । अनासक्तियोग 


बाह्य विषयों में आसक्ति न रखनेवाला पुरुष अपने अंतः- 
करण में जो आनन्द भोगता है वह अक्षय अः (न्द पूर्वोक्त ब्रहा- 
परायण पुरुष अनुभव करता है । २१ 
टिप्पणी--अंतर्मुख होनेवाला ही ईश्वर का साक्षात्कार 
कर सकता है और वही परम आनन्द पाता है । विषयों से 
निवृत्त रहकर कर्म करना और ब्रह्म-समाधि में रमण करना ये ' 
दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, वरन्‌ एक ही वस्तु को देखने की दो 
दृष्टियां हैं--एक ही सिक्षके की दो पीठे हैं । 
य हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः॥२२॥ 
विषय-जनित भोग अवश्य दुःखों के कारण हैं | है कौतेय ! वे 
आदि और अन्तवाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं फंसता। २२ 
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोऱदूवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥२३॥ 
देहांत के पहले जिस मनुष्य ने इस देह से ही काम और क्रोध 
के वेग को सहन करने को शक्ति प्राप्त की है उस मनुष्य ने 
समत्व को पाया है, वह सूखी है। २३ 
टिप्पणो-मरे हुए शरीर को जैसे इच्छा या द्वेष नहीं होता, 
सुख-दुःख नहीं होता, वैसे जो जीवित रहते भी मृतसमान, जड़ 
भरत की भांति देहातीत रह सकता है वह इस संसार में विजयी 
हुआ. है और वह वास्तबिक सुख को जानता है। 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
जिसे आंतरिक आनन्द है, जिसके .हृदय में शांति है, जिसे 
, निश्चित रूप से अंतज्ञान हुआ है वह ब्रह्मरूप हुआ योगी ब्रहा- 
निर्वाण पाता है । स 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः स्वेभ्त हिते रताः ॥२५॥। 


जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनको शंकाएं शांत हो गई हैं 








पाँचवाँ अध्याय : कर्मसंन्यासयौग ६६ 


जिन्होंने मत पर अधिकार कर लिया है और जो प्राणीमात्र के 
हित में ही लगे रहते हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण पाते हैं। २५ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मताम्‌ ॥२६॥ 
जो अपने को पहचानते हैं, जिन्होंने काम-क्रोध को जीता है 
और जिन्होंने मन को वश किया है, ऐसे यतियों को सर्वत्र 
ब्रह्मनिर्वाण ही है। २६ 
स्पर्शन्कित्वा वहिर्वाह्यांश्चक्षुश्चवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यस्तरचारिणो ॥२७॥ 
यतेर्द्रियमनोबुद्ध मु निर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छान्नयक्रोधो सः सदा मुकत एवं सः।।२८॥ 
बाह्य विषय-भोगों का बहिष्कार करके, दृष्टि को भृकुटी के 
बीच में स्थिर करके, नासिका द्वारा आने-जानेवाले प्राण और 
अपान वायु की गति को एक समान रखकर, इंद्रिय, मन और 
बुद्धि को वश में करके तथा इच्छा, भय और क्रोध से रहित 
होकर जो मुनि मोक्षपरायण रहता है, वह सदा मुक्त ही 
ह । २७-२८ 
हिष्पणी--प्राणवायु अंदर से बाहर निकलनेवाली और 
अपान बाहर से अंदर जानेवाली वायु है । इन इलोकों में प्राणा- 
यामादि यौगिक क्रियाओं का समर्थन है । प्राणायामादि तो बाह्य 
क्रियाएं हैँ और उनका प्रभाव शरीर को स्वस्थ रखने और पर- 
मात्मा के रहनेयोग्य मंदिर बनाने तक ही परिमित है । भोगी का 
साधारण व्यायामादि से जो काम निकलता है, वही योगी का 
प्राणायामादि से निकलता है। भोगी के व्यायामादि उसकी 
इद्रियों को उत्तेजित करने सें सहायता पहुंचाते हैं । प्राणायामादि 
योगी के शरीर को निरोगी और कठिन बनाने पर भी, इंद्रियों 
को शांत रखने में सहायता करते हैं । आजकल प्राणायामादि की 
विधि बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनमें भी बहुत थोड़े 
उसका सदुपयोग करते हैं । जिसने इन्द्रिय, मन और बुद्धि पर 


७० अनासक्तियोग 


अधिक नहीं तो प्राथमिक विजय प्राप्त की है, जिसे मोक्ष की 
उत्कट अभिलाषा है, जिसने रागद्वेषादि को जीतकर भय को छोड़ 
दिया है, उसे प्राणायामादि उपयोगी और सहायक होते हैं, अंतः 
शौच-रहित प्राणायामादि बंधन का एक साधन बनकर मनुष्य 
को मोह-कूप में अधिक नीचे ले जा सकते हैं--ले जाते हैं, ऐसा 
बहुतों का अनुभव है । इससे योगींद्र पतंजलि ने यम-नियम को 
प्रथम स्थान देकर उसके साधक के लिए ही मोक्षमागे में प्राणा- 
यामादि को सहायक माना है । 
यम पांच हैं-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अर्पार- 
ग्रह । नियम पांच हैं-शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईइवर- 
प्रणिधान । 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२६॥ 
यज्ञ ओर तप के भोक्ता, सर्वेलोक के महेश्वर और भूतमात्र 
के हित करनेवाले ऐसे मुझको जानकर (उक्त मुनि) शांति प्राप्त 
करता है । २६ 
टिप्पणी -कोई यह न समझे कि इस अध्याय के चौदहवें, 
पंद्रहवें तथा ऐसे ही दूसरे इलोकों का यह श्लोक विरोधी है। 
ईइवर सर्वशक्तिमान होते हुए कर्ता-अकर्ता, भोवता-अभोक्ता जो 
कहो सो है और नहीं है । वह अवर्णनीय है । मनुष्य की भाषा से 
वह अतीत है । इससे उसमें परस्पर विरोधी गुणों और शक्तियों 
का भी आरोपण करके, मनुष्य उसकी झांकी की आशा 
रखता है । 
5 तत्सत्‌ 
इति श्रमञद्भगवद्‌ गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योगशास्त्र के श्री कृष्णार्जुन संवाद का 'कर्मसंन्यासयोग' 
' नामक पांचवां अध्याय । 





छठा अध्याय : ध्यानयोग ७१ 


NP 5 
ध्यानयोग 


इस अध्याय में योग साधन के--समत्त प्राप्त करने के-- 
कितने ही साधन बतलाये गये हैं । 
श्री मगवानुवाख 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्मं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥१॥ 
श्री भगवान बोले 
कर्मफल का आश्रय लिये बिना जो मनुष्य विहित कर्म करता 
है वह संन्यासी है, वह योगी है। जो अग्नि का और समस्त 
क्रियाओं का त्याग करके बैठ जाता है वह नहीं । १ 
टिप्पणी- अग्नि से तात्पर्य है साधन मात्र । जब अग्नि,के 
द्वारा होम होते थे तब अग्नि की आवश्यकता थी । इस युग में 
यदि चरखे को सेवा का साधन मानें तो उसका त्याग करने,से 
संन्यासी नहीं हुआ जा सकता । 
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाडण्व। 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन॥२॥ 
हे पांडव ! जिसे संन्यास कहते हैं उसे तू योग जान। 
जिसने मन के संकल्पों को त्यागा नहीं वह कभी योगी नहीं हो 
सकता । २ 
आरक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव जमः कारणमुच्यते॥३॥ 
योग साधनेवाले को कर्म साधन है, जिसने उसे साधा है उसे 
शांति साधन है। ३ 
टिप्पणी--जिसकी आत्मशुद्धि हो गई हैं, जिसने समत्व 
सिद्ध कर लिया है, उसे आत्मदर्शन सहज है । इसका यह अर्थ 
नहीं है कि योगारूढ़ को लोक-संग्रह के लिए भी कर्म करने की 


७२ अनासक्तियोग 


आवश्यकता नहीं रहती । लोक-संग्रह के बिना तो वह जी ही 
नहीं सकता । अतः सेवा-कर्म करना भी उसके लिए सहज हो 
जाता है। वह दिखावे के लिए कुछ नहीं करता। (अध्याय 
३, ४ अध्याय ५, २ से मिलाइए) 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न क्कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 
जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में या कर्म में आसक्त नहीं 
होता और संकल्प तज देता है तब वह योगारूढ़ कहलाता है । ४ 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मंव रिपुरात्मनः ॥५॥ 
आत्मा से मनुष्य आत्म का उद्धार करे, उसकी अधोगति 
न करे। आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा 
का शत्रु है। भ्‌ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य यनात्सवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शलुत्बे ` वर्तेतात्मं्र शलुवत्‌ ॥६॥ ` 
उसीका आत्मा बन्धु है जिसने अपने बल से मन को जीता 
है । जिसने मन को जीता नहीं वह अपने ही साथ शत्रु का-सा 
बर्ताव करता है । ६ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 
शीतोष्णसुखदुःेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥) 
जिसने अपना मन जीता है और जो संपूर्ण रूप से शांत हो 
गया है उसका आत्मा सरदी-ारमी, दु:ख-सुख और मान-अपमान 
में समान रहता है । ७ 
ज्ञानविज्ञानठृप्तात्सा कूटस्थो. विजितेन्द्रियः । 
युक्‍त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाङचनः ।।८॥ 
जो ज्ञान और अनुभव से तृप्त हो गया है, जो अविचल है, 
जिसने इंद्रियों को जीत लिया हुँ और जिसे मिट्टी, पत्थर और 
सोना समान है, ऐसा ईश्वरपरायण मनुष्य योगी कहलाता 
MR ES 








छठा अध्याय : ध्यानयोग ७३ 


सुहन्मिवायुँ दासी नमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्पते ॥६॥ 
हितेच्छु, मित्र, शत्रु, निष्पक्षपाती, दोनों का भला चाहने- 
वाला, द्वेषी, बन्धु और साधु तथा पापी इन सब में जो समान 
भाव रखता है वह श्रेष्ठ है । & 
योगी युञ्जीत सततयात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी ` यतचित्तःत्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
चित्त स्थिर करके, वासना और संग्रह का त्याग करके, 
अकेला एकांत में रहकर योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा के 
साथ जोड़े। १० 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्सनः। 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
तलकाग्र मनः छुत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
उपविएयासने युञ्ज्याद्योगमात्मनिशुद्धये ॥ १२॥ 
पवित्र स्थान में, न बहुत नीचा, न बहुत ऊंचा, ऐसा कुश; 
मृगचर्म और वस्त्र एक-पर-एक विछाकर स्थिर आसन अपने 
लिए करके, वहां एकाग्र मन सें बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश 
करके आत्म-शुद्धि के लिए योग साधे । ११०१२ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। 
संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३।। 
प्रशान्तात्मा विगतभोीब्र ह्यचारिव्रते स्थितः। 
सनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
धड़, गदेन और सिर एक सीध में अचल रखकर, स्थिर 
रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ, अपने नासिकाग्र पर निगाह 
टिकाकर पूर्णं शांति से, निर्भय होकर, ब्रह्मचये में दृढ़ रहकर, 
मन को मारकर, मुझमें परायण हुआ योगी मेरा ध्यान धरता 
हुआ बैठे। १३-१४ 
टिप्पणी-नासिकाग्र से मतलब है भृकुटी के बीच का भाग। 
(देखो अध्याय ५-२७ ) ब्रह्मचारी व्रत का अर्थ केवल वीर्य-सं ग्रह 


७४ अनासक्तियोग 


ही नहीं है, बल्कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अहि- 
सादि सभी ब्रत हैं । डु 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां सत्संस्थामधिंगच्छति॥१५॥ 
इस प्रकार जिसका मन नियम में है ऐसा योगी आत्मा को 
परमात्मा के साथ जोड़ता है और मेरी प्राप्ति में मिलनेवाली 
मोक्षरूपी परमशान्त प्राप्त करता है । १५ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तसनश्नतः। 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नव चार्जुन ॥१६॥ 
हे अर्जुन ! यह समत्वरूप योग न तो प्राप्त होता है ठू सकर 
खानेवाले को, न उपवासी को, वैसे ही, वह्‌ बहुत सोनेवाले या 
बहुत जागनेवाले को प्राप्त नहीं होता ! १६ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युकतस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥। | 
जो मनुष्य आहार-बिहार में, दूसरे कमो में, सोने-जागने में 
परिमित रहता है, उसका योग दुःखभंजन हो जाता है। १७ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिT्ठते। 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१५॥ 
भली-भांति नियमबद्ध मन जब आत्मा में स्थिर होता है 
और मनुष्य सारी कामनाओं निस्पृह हो बैठता है तब वह 
योगी कहलाता है। १८ 
यथा दीपो निवातस्थो नेद्भते सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९।। 
आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करनेवाले 
स्थिर चित्त योगी की स्थिति वायु-रहित स्थान में अचल रहने- 
वाले दीपक की-सी कही गई है। १ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। 
यल चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 





छठा अध्याय : ध्यानयोम ७५ 


सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीनियम्‌ । 
बत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तस्तः ॥२१॥ 
यं लब्ध्ता चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 
तं विद्याद्दुःखसंघोगवियोगं योगसंज्ञितम । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥२३॥ 
योग के सेवन से अंकुश में आया हुआ मत जहां शांति पाता 
है, आत्मा से ही आत्मा को पहचानकर आत्मा में जहां मनुष्य 
संतोष पाता है और इंद्वियों से परे और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य 
अनंत सुख का जहां अनुभव होता है, जहां रहकर मनुष्य सूल- 
वस्तु से चलायमान नहीं होता और जिसे पाने पर दूसरे किसी 
लाभ को वह उससे अधिक नहीं मानता और जिसमें स्थिर हुआ 
महादुःख से भी डगमगाता नहीं, उस दुःख के प्रसंग से रहित 
स्थिति का नाम योग की स्थिति समझना चाहिए । यह योग उबे 
बिना दुढ़तापूर्वक साधनः योग्य है। २०-२३ 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्पकत्वा सर्वानशेपतः। 
मनसे वेर्द्रियग्रासं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
श्नः शर्नरुपरभेद्बुद््या धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयत्‌ ॥२ ५॥। 
संकल्प से उत्पन्न होनेवाली सारी कामनाओ का पूर्णरूप से 
त्याग करके, मन से ही इंद्रिय-समूह को सब ओर से भलीभांति 
नियम में लाकर अचल बुद्धि से योगी धीरे-धीरे शांत होता जाय 
और मन को आत्मा में पिरोकर, दूसरी किसी बात का विचार 
न करे। २४-२५ 
मतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥२६॥ 
जहाँ-जहाँ चंचल और अस्थिर मन भागे, वहां-वहां से 
(योगी) उसे नियम में लाकर अपने वश 'में लावे । २६ 


७६ अनासक्तियांग 


्रशान्तसनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपंति श्ञान्तरजसं ब्रहमभूर्तमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
जिसका मन भलीभाँति शांत हुआ है, जिसके विकार शांत 
. हो गए हैं, ऐसा ब्रह्ममय हुआ निष्पाप योगी अवश्य उत्तम सुख 
प्राप्त करता है। २७ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२५॥ 
आत्मा के साथ निरन्तर अनुसंधान करते हुए पाप-रहित 
हुआ यह योगी सरलता से ब्रह्मप्राप्ति-रूप अनंत सुख का अनुभव 
करता है । र्‌ 
सर्वंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत समदर्शनः ॥।२६॥ 
: सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब भूतों में और 
सब भूतों को अपने में देखता है | २९ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स चमे न प्रणश्यति ॥३०॥ 
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें देखता है, वह 
मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता और मैं उसकी दृष्टि से ओझल 
नहीं होता । ३० 
सबंभूतस्थितं यो मां भजत्पेकत्वमास्थितः । ५ 
संथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ ३१॥ 
मुझमें लीन हुआ जो योगी भूतमात्र में रहनेवाले मुझको 
भजता रहता है, वह चाहे जिस तरह बर्तता हुआ भी मुझमें ही 
“ बतंता है । ३१ 
` टिष्पणी-'आप' जबतक है तबतक तो परमात्मा 'पर' है, 
'आप' मिट. जाने पर--शून्य होने पर ही एक परमात्मा को 
` सर्वत्र देखता है। (अध्याय १३-२३ की टिप्पणी देखिए ।) 
`" ©आत्मोपम्येन सर्व समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगो परमो मतः ॥३२॥ 





NS ७ 


छठा अध्याय : ध्यानयोग ७७ 


हे अर्जुन ! जो मनुष्य अपने-जैसा सबको देखता है और 
सुख हो या दुःख, दोनों को समान समझता है, वह योगी श्रेष्ठ 
गिना जाता है। ३२ 
अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः 
साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यासि 
चञ्चलत्वार्स्यिति स्थिराम्‌ ॥३३॥ 
अर्जुन बोले- 
हे मधुसूदन ! यह (समत्वरूपी) योग जो आपने कहा, 
उसकी स्थिरता मैं चंचलता के कारण नहीं देख पाता। ३३ 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाय बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ 
क्योंकि, हे कृष्ण ! मन चंचल ही है, मनुष्य को मथ डालता 
है और बड़ा बलवान है। जैसे वायु का दवाना बहुत कठिन है वैसे 
मन का वश करना भी मैं कठिन मानता हूं । ३४ 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं-महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
श्रीस्गवान बोले-- 
हे महाबाहो ! सच है कि मन चंचल होने के कारण वश 
में करना कठिन है । पर हे कौतेय ! अभ्यास और वैराग्य से वह 
बश में किया जा सकता है। ३५ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे सतिः । 
वश्यात्सना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुप गयतः॥ ३६॥ 
मेरा मत है कि जिसका मन अपने वश में नहीं है, उसके 
लिए योग साधना बड़ा कठिन है; पर जिसका मन अपने वश में 
'है और जो यत्नवान है वह उपाय .द्वारा साध सकता है। ३६ 


७८ अनासक्तियोग 


अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥३७॥ 
अर्जुन बोले-- 
है कृष्ण ! जो श्रद्धावान तो है पर यत्त में मंद होने के कारण 
योग-भ्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न पाने पर कौन-सी गति 
पाता है ? ३७ 
कच्चिन्तोभयविश्रष्टश्छिन्नाश्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि ॥३५॥ 
हे महाबाहो ! योग से भ्रष्ट हुआ, ब्रह्ममार्ग में भटका 
हुआ वह छिन्न-भिन्त बादलों की भांति उभयभ्रष्ट होकर नष्ट 
तो नहीं हो जाता ? ३८ 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तमहंस्यशेषतः। 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छत्ता न ह्य_पपद्यते ॥३६॥ 
हे कृष्ण ! मेरा यह संशय दूर करने में आप समर्थ हैं । आपके 
सिवा दूसरा कोई इस संशय को दूर करनेवाला नहीं मिल 
सकता । ३६ 
श्रीमगवानुवाच 
पार्थं नेवेह नामुख विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि-कल्याणक्कत्कश्चिद्दुर्गीत तात गञ्छति ॥४०॥ 
श्रीभगवान बोले-- 
हे पार्थ ! ऐसे मनुष्यों का नाश न तो इस लोक में होता 
है, न परलोक में । हे तात! कल्याणमागे में जानेवाले की कभी 
दुर्गंति होती ही नहीं । ४० 
/ प्राप्य पुण्यकृतां लोका- 
नुबित्वा शाश्वतीः समा: । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे 
योगध्रष्टोऽमिजायते ॥४१॥ 


पुण्यशाली लोगों को मिलनेवाले स्थान को पाकर और 


4 


व २») 


छठा अध्याय : ध्यानयोग ७९ 


वहां बहुत समय तक रहकर योग-भ्रष्ट मनुष्य पवित्र और साधन- 
वाले के घर जन्म लेता है । ४१ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 
एतद्धि दुलभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 
या ज्ञानवान योगी के ही कुल में वह जन्म लेता है। संसार 
में ऐसा जन्म अवश्य बहुत दुर्लभ है। 
. तल तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 
हे कुरुनन्दन ! वहां उसे पूर्व-जन्म के बुद्धि-संस्कार मिलते 
हैं और वहां से वह मोक्ष के लिए आगे बढ़ता है। ४३ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्लियते ह्यवशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दद्नह्मातिवतंते ४४ 
उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य योग की ओर खिचता 
है। योग का जिज्ञासु तक सकाम वैदिक कमं करनेवाले की 
स्थिति को पार कर जाता है । ४ 
` प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष: । 
अनेकजन्मसंसिद्ध स्ततो यति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
लगन से प्रयत्न करता हुआ योगी पाप से छूटकर अनेक 
जन्मों से विशुद्ध होता हुआ परम गति को पाता है। प्‌ 
तपस्विभ्योऽधिको योगी 
ज्ञानिश्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिश्य श्चाधिको योगी 
तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ 
तपस्वी से योगी अधिक है, ज्ञानी से भी वह अधिक माना 
जाता है, वैसे ही कर्मेकांडी सें वह अधिक है, इसलिए, हे अर्जुन ! 
तू योगी बन। ४६ 
टिप्पणी -यहां तपस्वी की तपस्या फलेच्छायुक्त है । ज्ञानी 
से मतलब अनुभव ज्ञानी से नहीं है। 


५० अनासक्तियोग 


योगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत: ॥४७ 
सारे योगियों में भी उसे मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं जो 
मुझमें मन पिरोकर मुझे श्रद्धापूर्वक भजता है ! ४७ 
३% तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्‌भागवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या- 
न्तर्गत योगशास्त्र के श्री कृष्णार्जुन-संवाद का 'ध्यानयोग' नामक 
छठा अध्याय । 


DNF 
ज्ञानविज्ञानयोग 


इस अध्याय में यह समझाना आरंभ किया गया है कि 
ईश्वरत्तत््त और ईश्वरभक्ति क्या है । 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं. समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥ 
श्रीभगवान बोले-- 
है पार्थं ! मेरे में मन पिरोकर और और मेरा आश्रय 
लेकर योग साधता हुआ तू निश्चयपूर्वेक और संपूर्ण रूप से मुझे 
किस तरह पहचान सकता है. सो सुन । १ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यञ्ञेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव््मवशिष्यते ॥ २॥। 
अनुभवयुक्त यह ज्ञान में तुझे पूर्णरूप से कहुंगा। इसे 
जानने के बाद इस लोक में अधिक कुछ जानने को नहीं रह्‌ 
जाता । : २ 
2 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां बेत्ति तत्त्वतः॥३॥ 





LS RYT HEY SS 





PSR ~) bee 


सातवां अध्याय : ज्ञानविज्ञानयोग ५१ 


हजारों मनुष्यों में से कोई ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता 
है। प्रयत्न करनेवाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे वास्तविक 
रूप से पहचानता है। ३ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रक्कतिरष्टधा ॥४॥ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहँ- 
भाव--यह आठ प्रकार की मेरी प्रकृति है। गढ 
टिप्पणी--इन आठ तत्त्वोंवाला स्वलूप क्षेत्र या क्षर पुरुष 
है। (देखो अध्याय १३-५; और अध्याय १५-१६ ) । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवमूतां महाबाहों ययेदं धायंते जगत्‌ ॥५॥ 
यह अपर प्रकृति हुई । इससे भी ऊँची परा प्रकृति है, जो 
जीवरूप है। हे महाबाहो ! यह जगत उसके आधार पर निभ 
रहा है। १. 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं छुत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥। 
भूतमात्र की उत्पत्ति का कारण तू इन दोनों को जान । 
समूचे जगत की उत्पत्ति और लय का कारण मैं हू। ६ 
अत्तः परतरं ना्न्यात्किचिदस्ति धनंजय । 
सयि सर्वमिदं प्रोतं सूल्तेमणिगणा इव्‌ ॥७॥ 
हे धनंजय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है । जैसे धागे में 
मनके पिराये हुए रहते हैं वैसे यह मुझमें पिरोया हुआ है। ७ 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रमास्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नूषु ॥८। क 
हे कौतेय ! जल में रस ह सूर्य-चंद्र में तेज में हूं; सब 
वेदों में ओंकार मैं हूं, आकाश में शब्द मै हू और पुरुषों का परा- 
क्रम मैं हूं । क्‌ 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभाउसों । 
जीवन सर्वभूतेष॒ तपश्वास्सि तपस्विषु 18 


प्र्‌ अनासक्तियोग 


पृथ्वी में सुगंध मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, प्राणीमात्र का 
जीवन मैं हूं, तपस्वी का तप मैं हूं । ; & 
बीजं सां सवंमूतानां विद्वि पार्यं सनातनम्‌ । 
बुद्धिचुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्दिना्हम्‌ ॥१०॥ 
हे पार्थे ! समस्त जीवों का सनातन बीज मुझे जान । 
बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूं, तेजस्वी का तेज मैं हू । १० 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌। 
धर्माविरुद्धो घूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥ 
बलवान काम और रागरहित बल मैं हुं और हे भरतर्षभ ! 
प्राणियों में धर्म का अविरोधी काम मैं हूं । ११ 
ये चेव सार्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
सस एवेति तान्विद्धि न त्यहं तेषु ते मयि ॥१२।। 
` जो-जो सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं, उन्हें मुझसे 
उत्पन्त हुआ जान। परंतु मैं उनमें हूं, ऐसा नहीं है; वे मुझ 
हुँ। 


८. 
मे 


(८0 
टिप्पणी--इन भावों पर परमात्मा निर्भर नहीं है, बल्कि 
वे भाव उसपर निर्भर हैं। उसके आधार पर हैं, रहते हैं और 
उसके वश में हैं । 

लिपिर्गुणमर्यभाविरेधि: सर्वमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मानेभ्यः परमव्ययम्‌ 11१३॥ ` 
इन ल्षिगुणी भावों से सारा संसार मोहित हो रहा है और 
इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुझको-_अविनाशी को-- 
वह नहीं पहचानता । १३ 
देबी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१४॥ 
इस मेरी तीन गुणोंवाली दैवी माया का तरना कठिन है; 
पर जो मेरी ही शरण लेते हैं वे इस माया को तर जाते 
हैं। ु १४ 


सातकां अध्याय : ज्ञानविज्ञानयोग 5३ 


नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराघमाः। 
माययापहुतज्ञःना आहुर भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 
दुराचारी, मूढ़, अधम मन्नुष्य मेरी शरण नहीं आते। वे 
आसुरी भाववाले होते हैं और माया द्वारा उनका ज्ञान हरा 
हुआ होता है। १५ 
चतुविधा भजन्ते मां जताः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिन्नासुरर्थार्थी ज्ञाती च भरतषभ ।।१६।। 
हे अर्जुन ! चार प्रकार के सदाचारी मनुष्य मुझे भजते 
हैं-दुखी, जिज्ञासु, कुछ प्राप्ति की इच्छावाले और ज्ञाती । 
१६ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्सिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्यमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
उनमें जो नित्य समभावी एक को ही भजनेवाला है, वह 
ज्ञानी श्रेष्ठ है । मैं ज्ञानी को अत्यन्त प्रियं हुं और ज्ञानी मुझे 
प्रिय है। | १७ 
उदाराः सवं एवंते 
ज्ञानी स्वात्मंव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा 
मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
ये सभी भक्त अच्छे हैं, पर ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है 
ऐसा मेरा मत है; क्योंकि मुझे पाने के सिवा दूसरी अधिक 
उत्तम गति है ही नहीं, यह जानता हुआ वह योगी मेरा ही 
आश्रय लेता है । १८ 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्सां प्रपद्यते । . 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१६॥ 
बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी मुझे पाता है। सब वासुदेव- 
मय है, यो जाननेवाला महात्मा बहुत दुलभ है। १६ 
` कामैस्तैस्तैह्व तज्ञानाः प्रपद्न्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 





८४ अनासक्तियोग 


अनेक कामनाओं से जिन लोगों का ज्ञान हरा गया है, वे 
अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न विधि का आश्रय लेकर 
दूसरे देवताओं की शरण जाते हैं। २० 
यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। 
तस्य तस्पाचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
जो-जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूप की भक्ति श्रद्धापूर्वक 
करना चाहता है, ' उस-उस स्वरूप में उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ 
करता हूं। २१ 
स॒ तया श्रद्धया युकतस्तस्याराधनमो हुते । 
लभ्ते च ततः कामान्म्यंत्र विहितान्हि तन्‌ ॥२२॥ 
श्रद्धापूर्वक उस-उस स्वरूप की वह आराधना करता है 
और उसके द्वारा मेरी निमित की हुई और अपनी इच्छित 
कामनाएं पूरी करता है । २२ 
अन्तवत्तु फलं तेषां तङ्भवत्यल्पमेधप्ाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
उन अल्प बुद्धिवालों को जो फल मिलता है वह नाशवान 
होता है। देवताओं को भजनेवाले देवताओं को पाते हैं, मुझे 
भजनेवाले मुझे पाते हैं । २३ 
ˆ ` अव्यक्तं व्यबितिमापन्तं सन्यन्ते मामबुद्धयः । ' 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४।। , 
मेरे परम अविनाशी और अनुपम स्वरूप को न जाननेवाले 
बुद्धिहीन लोग इंद्रियों से अतीत मुझको इंद्रियगम्य मानते 
हैँ। २४ 
नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायातसावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मासजसव्ययम्‌ ॥२५॥। 
अपनी योगमाया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं 
हूं । यह सूढ़ जगत मुझ अजन्मा और अव्यय को भलीभांति नहीं - 
पहचानता । २५ ` 
डिष्पणी--इस दुष्य जगत को उत्पन्न करने का सामर्थ्ये. 


raat 1 


सातवां अध्याय : ज्ञानविज्ञानयोग ५ 


होते हुए भी अलिप्त होने के कारण परमात्मा के अदुश्य रहने 
का जो भाव है वह उसकी योगमाया है । 
वेदाहं समतीतानि वर्तमाताति चार्जुन। 
भविष्याणि च भूतानि माँ तु वद न कश्चन ॥२६॥ 
हे अर्जन ! जो हो चुके हैं, जो हैं और होनेवाले सभी भूतों 
को मैं जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता । २६ 
इच्छाद्देषसमुत्थेन दृन्द्रमोहेन भारत। 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥। 
हे भारत ! हे परंतप ! इच्छा और द्वेप से उत्पन्न होने- 
वाले सुख-दुःखादि ढंद्ध के मोह से प्राणीमा इस जगत में मोह- 
ग्रस्त रहते हैं । २७ 
येषां त्वन्तगतं पापं जानानां पुण्यक्मंणाम्‌ । 
तन्द्र मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढबता: ॥२८॥ 
पर जिन सदाचारौ लोगों के पापों का अंत हो चुका है और 
जो द्वं्र के मोह से मुक्त हो गये हैं वे अटल ब्रतवाले मुझे भजते 
हैं । २८ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति पे। 
ते ब्रह्मा तद्विवृः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥२६॥ 
जो मेरा आश्रय लेकर जरा और मरण से मुक्त होने का 
प्रयत्न करते हैं वे पूणंब्रह्म को, अध्यात्म को और अखिल कर्म 
को जानते हैं। २९ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये बिडुः। 
प्रयाणकातेऽवि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥३०॥ 
अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञयुक्त मुझे जिन्होंने पहचाना 
है, वे समत्व को पाये हुए मुझे मृत्यु के समय भी पहचानते 
हैं । ३० 
टिप्पणी--अधिभूतादि का अर्थे आठवें अव्याय में आता है । 
इस इलोक का तात्पर्य यह है कि इस संसार में ईश्वर के सिवा 
और कुछ भी नहीं है. और समस्त कर्मो का कर्ता-भोक्ता वह है, 


८६ अनासक्तियोग 


ऐसा समझकर जो मृत्यु के समय शांत रहकर ईदवर में ही तन्मय 
रहता है तथा कोई वासना उस समय जिसे नहीं होती, उसने 
ईश्वर को पहचाना है और उसने मोक्ष पाई है। 
३% तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्यान्त 
गंत योगशास्त्र के श्रौकृष्णार्जुनसंवाद का 'ज्ञानविज्ञानयोग” 
नामक सातवां अध्याय । 


8 
अक्षरब्रह्मयोग 


इस अध्याय में ईइवरतत्त्व को विशेषरूप से समझाया गया 
है। 
अर्जुन उवाच 
कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कमं पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोकतमधिदेवं किमुच्यते ॥१॥ 
अर्जुन बोले 
है पुरुषोत्तम ! इस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ? अध्यात्म 
कया है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसे कहते हैं ? अधिदैव क्या 
कहलाता है ? १ 
अधियज्ञः कयं कोष्स देहेऽस्निन्मधुसृदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥। 
हे मधुसूदन ! इस देह में अधियज्ञ क्या है और किस प्रकार 
है ? और संयमी आपको मृत्यु के समये किस तरह पहचान 
सकता है । ४ २ 
श्री भगवानुद्राच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोऱटूवकरो विसगंः फमंसज्ञितः ॥३॥. 


अठावां अध्याय : अक्षरब्रह्मयोग ५७ 


श्रीभगवान बोले-- 
जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है; प्राणीमात्र में अपनी 
सत्ता से जो रहता है वह अध्यात्म है और प्राणीमात्रको उत्पन्न 
करनेवाला सृष्टिव्यापार कर्म कहलाता है। ३ 
भधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌। 
अधियज्ञोऽहनेवात्र देहे देहभृतां वर॥४॥ 
अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है । अधिदैवत उसमें रहने- 
वाला मेरा जीवस्वरूप है। और हे मनुष्यश्रेंष्ठ ! अधियज्ञ इस 
शरीर में स्थित कितु यज्ञ द्वारा शुद्ध हुआ जीवस्वरूप है। ४ 
रिप्पणी- तात्पर्य, अव्यक्त ब्रह्म से लेकर नाशवान दशय 
पदार्थमात्र परमात्मा ही है और सव उसी की कृति है। तब फिर . 
मनुष्य प्राणी. स्वयं कर्तापन का अभिमान रखने के बदले 
परमात्मा का दास बनकर सबकुछ उसे समर्पण क्यों न करे ? 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुषत्या कलेबरम्‌। 
यः प्रयाति स मङ्भःबं याति नास्त्यल संशयः ॥५॥ 
अंतकाल में मुझे ही स्मरण करते-करते जो देहत्याग करता 
है वह मेरे स्वरूप को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ५ 
यं य॑ वापि स्प्ररन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तःट्भावभावितः॥६॥ 
अथवा तो हे कौतेय ! नित्य जिस-जिस स्वरूप का ध्यान 
मनुष्य धरता है, उस-उस स्वरूप को अंतकाल में भी स्मरण 
करता हुआ वह देह छोड़ता है और इससे वह उस-उस स्वरूप 


को पाता है । ६ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
सर्यर्यापतमनोबुडधि ममिवेष्यस्यसंशंयम्‌ itt 

इसलिए सदा मुझे स्मरण कर और जूझता रह; इस प्रकार 
मुझमें मत और बुद्धि रखने से अवश्य मुझे पावेगा ७ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 
परम पुरषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥। 


८८ अनासक्तियोग 


हे पार्थं ! चित्त को अभ्यास से स्थिर करके और कहीं न 
ह देकर जो एकाग्र होता है वह दिव्य परमपुरुष को पाता 
। ८ 
कवि पुराणमनुशासितार- 
मणो रणोयांसमनुस्मरेद्यः 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यबणं तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
मक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
सतं पर पुरुषमुपंति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
जो मनुष्य मृत्युकाल में अचल मन से, भक्ति से युक्त 
होकर और योगबल से भृकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को 
स्थापित करके सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, सूक्ष्मतम, सबके पालन- 
हार, अरचित्य, सूर्ये के समान तेजस्वी, अज्ञानरूपी अन्धकार से 
पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है वह दिव्य परमपुरुष को 
. पाता है। ६-१० 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वोतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संप्रहेग प्रवक्ष्ये ।। ११॥। 

- जिसे वेद जाननेवाले अक्षर नाम से वर्णन करते हैं, जिसमें 
वीतराग मुनि प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से 
लोग ब्रह्मचर्यं का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन मैं 
तुझसे करू गा । हा 

सर्वद्व राणि संयम्य 
मनो हृदि निरुध्य च। 
मूध्न्याधायात्मनः ` प्राण- 
मास्यितो योगघारणाम्‌ ॥१२॥ 





आठवां अध्याय : अक्षरब्रह्मयोग ९ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म॒ व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्वेहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
इंद्रियों के सब द्वारो को रोककर, मन को हृदय में ठहरा- 
कर, मस्तक में प्राण को धारण करके समाधिस्थ होकर ४ ऐसे 
एकाक्षरी ब्रह्म का उच्चारण और मेरा चितन करता हुआ जो 
मनुष्य देह त्यागता है वह परमगति को पाता है। १२-१२३ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः १४॥ 
हे पार्थं ! चित्त को अन्यत्र कहीं रखे बिना जो नित्य और 
निरंतर मेरा ही स्मरण करता है वह नित्ययुक्त योगी मुझे सहज 
में पाता है । १४ 
माप्रुपत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
'नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ।१४॥। 
मुझे पाकर परमगति को पहुंचे हुए महात्मा दुःख के धर 
अशाइवत पुनजेन्म को नहीं पाते । १५ 
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
है कौतेय ! ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक फिर-फिर आने- 
वाले हैं, परंतु मुझे पाने के बाद मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना 
होता । १६ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयंदग्रह्मणो विदुः। 
राक्ष युगसहस्रान्तां तेऽहोरा्रबिदो जना:॥१७॥ 
हजार युग तक ब्रह्मा का एक दिन और हजार युग. तक को 
ब्रह्मा की एक रात, जो जानते हैं वे रात-दिन के जाननेवाले 
। 0 १७ 
हे रिप्पणी- तात्पर्य, हमारे चौबीस घंटे के रात-दित्त काल- 
चक्र के अंदर एक क्षण से भी सूक्ष्म हैं । उनकी कोई गिनती नहीं 
है । इसलिए उतने समय में. मिलनेवाले भोग आकाश पुष्पवत्‌ 
हैं, यों समझकर हमें उनकी ओर से उदासीन रहना चाहिए और 


Le Ts , । र रि, लक 


€० १ अनासक्तियोग 


उतना ही समय हमारे पास है उसे भगवृद्भक्ति में, सेवा में, 
व्यतीत कर सार्थक करना चाहिए और यदि तत्काल आत्मदशैत 
न हो तो धीरज रखना चाहिए । 

अव्यक्ताहयक्तय: सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्र्पागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाज्यक्तसंज्ञके ॥॥१८॥ 

(ब्रह्मा का) दिन आरंभ होने पर सब अव्यक्त में से व्यक्त 
होते हैं और रात पड़नेपर उनका प्रलय होता है अर्थात्‌ अव्यक्त 
में लय हो जाते हैं । १८ 

टिप्पणी-यह जानकर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि 
उसके हाथ में बहुत थोड़ी सत्ता है । उत्पत्ति और नाश का जोड़ा 
साथ-साथ चलता ही रहता है। 

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते 
राव्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 

है पार्थ ! यह प्राणियों का समुदाय इस तरह पैदा हो-होकर 
रात पड़ने पर बरबस लय होता है और दिन उगने पर उत्पन्न 
होता है। १६ 

परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो- 
ऽव्यक्तोऽच्यक्तात्सनातनः: । 
यः स सर्वेषु सूतेषु 
नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 

इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है । समस्त 
प्राणियों का नाश होते हुए भी वह सनातन अव्यक्त भाव नष्ट 
नही होता । २० 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मस। ।२१॥ 

जो अव्यक्त, अक्षर (अविनाशी) कहलाता है, उसीको 
परमगति कहते हैं । जिसे पाने के बाद लोगों का पुनजेन्म नहीं 
होता, वह मेरा परमधाम है । २१ 





आठवां अध्याय : अक्षरब्रह्मयोग FS 


पुरुषः स परः पाथ अक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थाति भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
हे पार्थं ! इस उत्तम पुरुष के दर्शन अनन्य भक्ति से होते 
हैं । इसमें भूतमात्र स्थित हैं और यह सब उससे व्याप्त है । २२ 
यक्ष काले त्वनावृत्तिमादृत्ति चेव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्मामि भरतर्षभ ॥२३॥ 
जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते हैं और जिस समय 
मरकर उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है, वह काल है, भरतर्षभ ! मैं 
तुझसे कहूंगा । २३ 
अग्नि््योतिरहः शक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
यत्र प्रवाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविटो जताः ॥।२४।। 
उत्तरायण के छः महीनों में, शुक्लपक्ष में, दिन को जिस 
समय अग्नि की ज्वाला उठ रही हो उस समय जिसको मृत्यु 
होती है वह ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म को पाता है। २४ 
घूमो रालिस्तथा कृष्णः 
षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योति- 
योगी प्राप्य निबतंते ॥२५॥ 
दक्षिणायन के छः महीनों में, कृष्णपक्ष में, रात्रि में जिस 
समय धुआं फैला डा हो उस समय मरनेवाले चंद्रलोक को 
पाकर पुनर्जन्म पाते हँ । २५ 
हिष्पणी ऊपर के दो इलोक मैं पूरी तौर से नहीं समझता। 
उनके शब्दार्थ का गीता की शिक्षा के साथ मेल नहीं बैठता । 
उस शिक्षा के अनुसार तो जो भक्तिमान है, जो सेवामागे को 
सेता है, जिसे ज्ञान हो चूका है, वह चाहे जभी मरे, उसे मोक्ष 
ही है । उससे इन इलोकों का शब्दाथ विरोधी है । उसका भावार्थ 
यह अवश्य निकल सकता है कि जो यज्ञ करता है अर्थात्‌ परो- 
पकार में ही जो जीवन बिताता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो 
ब्रह्मविद्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी है, मृत्यु के समय भी यदि उसकी ऐसी 





९२ अनासक्तियोग 


स्थिति हो तो वह मोक्ष पाता है । इससे विपरीत जो यज्ञ नहीं 
करता जिसे ज्ञान नहीं है, जो भक्ति नहीं जानता वह चंद्रलोक 
अर्थात्‌ क्षणिक लोक को पाकर फिर संसार-चक्र में लौटता है। 
चंद्र के निजी ज्योति नहीं है । 
शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगत: शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावत्तिमन्ययावतते पुनः ॥२६॥ 
जगत में ज्ञान और अज्ञान के ये दो परंपरा से चलते आये 
मागं माने गए हैं। एक अर्थात्‌ ज्ञानमार्गे से मनुष्य मोक्ष पाता 
है और दूसरे अर्थात्‌ अज्ञान मार्ग से उसे पुनजेन्म प्राप्त होता 
है। २६ ` 
नेते सृती पार्थ जानन्योगो मुह्यति कश्चन। 
तस्मात्सर्वष्‌ कालेषु योगयुवतो भवार्जुन ॥२७॥ 
हे पार्थं ! इन दोनों मार्गो का जानेनेवाला कोई भी योगी 
मोह में नहीं पड़ता । इसलिए हे अर्जुन ! तू सर्वदा योगयुक्त 
रहना । २७ 
टिप्पणो-दोनों मार्गों का जाननेवाला और समभाव 
रखनेवाला अंघकार का- अज्ञान का मार्ग नहीं पकड़ता, इसी- 
का नाम है मोह में न पड़ना । 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चंवर 
दानेषु यत्पुण्यफलं . प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी पर, स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
यह वस्तु जान लेने कै बाद वेद में, अज्ञ में, तप में, और 
दान में जो पुण्यफ़ल बतलाया है, उस सबको पार करके योगी 
उत्तम आदि स्थान पाता है । २८ 
टिप्पणी- अर्थात्‌ जिसने ज्ञान, भक्ति और सेवा-कमं से 
समभाव प्राप्त किया है, उसे न केवल सब पुण्यों का फल ही 
. मिल जाता है, बल्कि उसे परम मोक्ष पद मिलता है। 


ढा र क्ष 


nen 


नवां अध्याय : राजविद्याराजगुह्ययोग ९३ 


ॐ तत्सत्‌ 

इति श्रीमदभगवदगीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्यान्त- 
गंत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का ‘अक्ष रन्रह्मयोग' 
नामक आठवां अध्याय । 


- 2 
राजविद्याराजगुह्ययोग 


इसमें भक्ति की महिमा गाई है । 
श्ञीमगवानुवाच 
ढूदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवान बोले-- 
तू द्वेषरहित है, इससे तुझे मैं गुह्य-से-गुह्य अनुभवयुक्त 
ज्ञान दू गा, जिसे जानकर तू अकल्याण से बचेगा । १ 
राजविद्या राजगुह्यं पविलमिदमुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं घरम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥२। 
विद्या में यह राजा है। गूढ़ वस्तुओं में भी राजा है। 
यह विद्या पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने योग्य, 
घामिक, आचार में लाने में सहज और अविनाशी है । २ 
अश्रहधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। 
झअप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यसंसारवत्म॑नि॥३॥ 
हे परंतप ! इस धर्म में जिन्हें श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग मुझे 
न पाकर मृत्युमय संसार-मागे में बारंब्रार ठोकर खाते हैं। ३ 
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेप्ववस्थितः ॥४॥ 
` "मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह समूचा जगत भरा हुआ है। 
मुझमें--मेरे आधार पर- सब प्राणी हैं, मैं उनके आधार पर 


>. 2907 NTE पारो 


2-2० et 


४ . अनासक्तियोग 


नहीं हूं । i 
न च मत्यानि भूतानि पश्य मे योगमंश्वरम्‌ । 
भूतभुऱ्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५॥ 
तथापि प्राणी मुझमे नहीं हैं ऐसा भौ कहा जा सकता है। 
यह मेरा योगबल तु देख। मैं जीवों का पालन करनेवाला हूं, 
फिर भी मैं उनमें नहीं हूं; परंतु मैं उनका उत्पत्तिकारण 
थे टिप्पणी--मुझ में सब जीव हैं और नहीं । उनमें मैं हूं और 
नहीं हूं । यह ईश्वर का योगबल, उसकी माया, उसका चमत्कार 
है । ईश्वर का वर्णन भगवान को भी मनुष्य की भाषा में ही 
करना ठहरा, इसलिए अनेक प्रकार के भाषा-प्रयोग करके उसे 
संतोष देते हैं। ईश्वरमय सब है, इसलिए सब उसमें है । वह 
अलिप्त है, प्राकृत कर्ता नहीं है, इसलिए उसमें जीव नहीं हैं, यह 
कहा जा सकता है। परंतु जो उसके भक्त हैं उनमें वह अवश्य 
है। जो नास्तिक हैं, उनमें उसकी दृष्टि से तो वह्‌ नहीं है । और 
इसे उसके चमत्कार के सिवा और क्या कहा जाय ? 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 
जैसे सर्वेत्र विचरती हुई महान्‌ वायु नित्य आकाश में 
विद्यमान है ही, वैसे सब प्राणी मुझमें हैं, ऐसा जान । ६ 
सवंभूतानि कोन्तेय प्रक्रति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
है कोतेय ! सारे प्राणी कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में लय 
पाते हैं और कल्प का आरंभ होने पर मैं उन्हें फिर रचता 
हुँ। ७ 
प्रकृति स्वासवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं  प्रकृतेवंशात्‌ ॥5॥ 
अपनी माया के आधार से मैं इस प्रकृति के प्रभाव के 
अधीन रहनेवाले प्राणियों के सारे समुदाय को बारंबार उत्पन्न 


I a 





नतरां अध्याय : राजविद्याराजगरुह्ययोग ९५ 


जी 


करता हूं । 
नच माँ ताति कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥६॥ 
हे धनंजय ! ये कर्म मुझे बंधन नहीं करते, क्योंकि मैं उनमें 
उदासीन के समान और आसक्तिरहित बंता हूँ । & 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: 'सुयते (सचराचरम्‌ । 
` हेतुनानेत कोन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०।। 
मेरे अधिकार के नीचे प्रकृति स्थावर और जंगम जगत को 
उत्पन्न करती है और इस हेतु, हे कोतेय ! जगत घटमाल 
(रहँट) की भांति घूमा करता है । Ve 
अवजानन्ति मां मुढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌.॥ ११॥ 
प्राणीमात्र का महेश्वररूप जो मैं हुं उसके भाव को न जान- 
कर मूर्ख लोग मुझ मनुष्य-तनधारी की अवज्ञा करते हैँ। ११ 
रिप्पणी- क्योंकि जो लोग ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, 
वे शरीरस्थित अंतर्यामी को नहीं पहचानते और उसके अस्तित्व 
को न मानते हुए जड़वादी बने रहते हैं । 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
व्यथे आशावाले, व्यर्थ काम करनेवाले और व्यथे ज्ञानवाले 


| मूढ़ लोग मोह में डाल रखनेवाली राक्षसी या आसुरी प्रकृति 


का आश्रय लेते हैं । १२ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवों प्रकृतिमाशिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३।। 

इससे विपरीत, हे पार्थं ! महात्मालोग दैवी प्रकृति का 
आश्रय लेकर प्राणीमात्र के आदिकारण ऐसे अविनाशी मुझको 

जानकार एकनिष्ठा से भजते हैं । १३ 
सततं. कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 





६६ अनास क्तियोग 


दृढ़ निश्चयवाले, प्रयत्त करनेवाले वे निरंतर मेरा कीर्तन 
करते हैं, मुझे भक्ति से नभस्कार करते हैं और नित्य ध्यान धरते 
हुए मेरी उपासना करते हैं । १४ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 
और दूसरे लोग अद्वैतरूप से या द्वैतरूप से अथवा बहुरूप 
से सव कहीं रहनेवाले मुझको ज्ञान द्वारा पूजते हैं । १५ 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौधधम्‌ । 
मन्ोऽहमहमेव।ज्यमहमग्निरहं ` हुतम्‌ ॥ १६॥ 
यज्ञ का संकल्प मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, यज्ञ द्वारा पितरों का 
आधार मैं हूं, यज्ञ को वनस्पति मैं हूं, मंत्र मैं हूं, आहुति मैं हूं 
अग्नि मैं हुं, और हवन-द्रव्य मैं हूं । १६ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेद्यं पविलमोंकार ऋक्साम यजुरेत्र च ॥१७॥ 
इस जगत्‌ का पिता मैं, माता मैं, धारण करनेवाला मैं, 
पितामह मैं, जानने योग्य मैं, पवित्र अकार मैं, ऋग्वेद, सामवेद 
और यजुर्वेद भी मैं ही हुं । १७ 
गतिभेर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥।१८॥ 
गति मैं, पोषक मैं, प्र भु मैं, साक्षी में, निवास मैं, आश्रय मैं, ` 
हितैषी मैं, उत्पत्ति मैं, नाश मैं, स्थिति मैं, भंडार मैं और अव्यय 
बीज भी मैं हूं। १८ 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्वाम्युत्स्‌ जामि च। 
अमृत चेव ह इच सदसच्चाहुमजुत ॥। १६॥ 
धूप मैं देता हूं, वर्षा को मैं ही रोक रखता और बरसने 
देता हुं । अमरता मैं हूं, मृत्यु मैं हुं और हे अर्जुन ! सत्‌ तथा 
असत्‌ भी मैं ही हूं । १६ 
सविधा मा सोमपाः पुतपापा 
यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गेति प्रार्थ यम्ते । 





नवां अध्याय : राजविद्याराजगुह्ययोग ६७ 


: ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवशोगान्‌ ॥२०॥ 
तीन वेद के कर्म करनेवाले सोमरस पीकर निष्पाप बने 
हुए यज्ञ द्वारा मुझे पूजकर स्वर्गे माँगते हैं। वे पवित्र देवलोक 


पाकर स्वर्ग में दिव्य भोग भोगते हैं । २० 


टिप्पणी-सभी वैदिक क्रियाएं फल-प्राप्ति के लिए को 
जाती थीं ओरः उनमें से कई क्रियाओं में सोमपान होता था, 
उसका यहां उल्लेख है । वे क्रियाएं क्या थीं, सोमरस क्या था, 
यह आज वास्तव में कोई नहीं कह सकता । . 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुष्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं तंयीधमंमनुप्रपन्ता 
गतागतं कामकामा समन्ते ॥२१॥ 
इस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर वे पुण्य का क्षय हो 
जाने पर मृत्युलोक में वापस आते हैं। इस प्रकार तीन वेद के 
कर्म करनेवाले फल की इच्छा रखनेवाले जन्म-मरण के चक्कर 
काटा करते हैं । २१ 
अनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते । 
तेवां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।।२२॥ 
जो लोग अनन्य भाव से मेरा चितन करते हुए मुझे भजते 
हैं, उन नित्य मुझमें ही रत रहनेवालों के योग-क्षेम का भार मैं 
उठाता हूं। २२ 
डिप्पणी--इस प्रकार योगी को पहचानने के तीन सुंदर 
लक्षण हैं-समत्व, कर्म-कौशल, अनन्य भक्ति । ये तीनों एक- 
दूसरे में ओत-प्रोत होने चाहिए। भक्ति के बिना समत्व नहीं 
मिलता, समत्व के बिना भक्ति नहीं मिलती और कर्म-कोशल 
के बिना भक्ति तथा समत्व का आमासमात्र होने का भय है। 
योग अर्थात्‌ अप्राप्त बस्तु को प्राप्त करना और क्षेम अर्थात 


प्राप्त वस्तु को संभालकर रखना । 


| 


धऽ अनासक्तियोग 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
और, हे कौंतेय ! जो श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवता को भेजते हैं, 
वे भी भले ही विधिरहित भजें, मुझे ही भजते हैं । २३ 
टिप्पणी--विधिरहित अर्थात्‌ अज्ञानवश, मुझ एक निरंजन 
निराकार को न जानकर । 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोषता च प्रभुरेव च। 
न तु सामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 
जो मैं ही सब यज्ञों को भोगनेवाला स्वामी हूं, उसे वे सच्चे 
स्वरूप में नहीं पहचानते, इसलिए वे गिरते हैं । २४ 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ 
पितृन्यान्ति पितृब्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ ॥२५॥ 
` देवताओं का पूजन करनेवाले देवलोको को पाते हैं, पितरों 
का पूजन करनेवाले पितृलोक को पते हैं, भूत-प्रेतादि को पूजने- 
वाले उन लोकों को पाते हैं और मुझे भजनेवाले मुझे पाते हैं । 
२५ 
पलं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं मक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
पत्र, फूल, फल या जल जो मुझे भक्तिपूर्वक अपित करता 
है वह प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा भक्तिपूर्वक अपित किया हुआ मैं 
सेवन करता हूं । २६ 
टिप्पणी तात्पर्य यह कि ईश्वर प्रीत्यर्थं जो कुछ सेवाभाव 
से दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणी में रहनेवाले अंत- 
र्यामीरूप से भगवान ही ग्रहण करते हैं । 
यत्करोवि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥२७॥ ' 
इसलिए हे कौतेय ! जो करे, जो खाय, जो हवन में होमे, 


“rr 





नवाँ अध्याय : राजविद्याराज गुह्ययोग ee 


जो तू दान में दे, जो तप करे, वह सब मुझे अर्पण करके करना । 
२७ 
शुभाशुमफलंरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः। 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपंष्यसि॥२८॥ 
इससे तू शुभाशुभ फल देनेवाले कर्म-बंधन से छुट जाएगा 
और फलत्यागरूपी समत्व को पाकर, जन्म-मरण से मुक्त होकर 
मुझे पावेगा । २८ 
समोऽहं सर्वमूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२६॥ 
सब प्राणियों में मैं समभाव से रहता हूं । मुझें कोई अप्रिय 
या प्रिय नहीं है । जो मुझें भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझमें हैं और 
मैं भी उनमें हूं । २९ 
अपि चेत्पुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥३०॥ 
भारी दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझें भजे तो उसे 
साधु हुआ ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसका अच्छा संकल्प 
हे। ३० 
` दिष्पथी--क्योंकि अनन्य भवित दुराचार को शांत कर 
देती है। 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भकतः प्रणश्यति ॥३१॥ 
वह तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांति पाता 
है । हे कौतेय ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्त का कभी 
नाश नहीं होता । ३१ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य 
येप स्युः पापयोनयः । 
स्त्ियो वश्यास्तथां शुद्रा- 
० तेऽवि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 


फिर हे पार्थ ! जो पाप योनि हों वे भो और स्त्रियां, वैश्य 


t 


१०० अनासक्तियोग 


तथा शूद्र, जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, वे परमगति पाते 
हैं। ३२ 
कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ।।३३॥ 
तब फिर पुण्यवान ब्राह्मण और राजष, जो मेरे भक्त हैं 
उनका तो कहना ही क्या है ! इसलिए इस अनित्य और सुख- 
रहित लोक में जन्मकरु तू मुझे भज । ३३ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुष। 
मामेवष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः॥३४॥ 
मुझमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त यज्ञ कर, 
मुझे नमस्कार कर, इससे मुझमें परायण होकर आत्मा को मेरे 
साथ जोड़कर तू मुझे ही पावेगा। ३४ 
ॐ तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्यान्त- 
रगत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का 'राजविद्याराजगुह्य- 
योग' नामक नवां अध्याय । 


१ १० : 
विभूतियोग 


सातवें, आठवें और नवें अध्याय में भक्ति आदि का 
निरूपण करने के बाद भगवान अपनी अनंत विभूतियों का कुछ 
दिग्दर्शन भक्त के लिए कराते हैं । 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शृणु मे. परमं बचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 


. झीभगबान बोले- 


ˆ हे महाबाहो ! फिर मेरा परम वचन सुन । यह मैं तुझ 


REPOS SIP Ce SPIES 


दसवां अध्याय : प्रिभ्ूतियोग ` १०१ 


प्रियजन को तेरे हित के लिए कहुंगा । १ 
नमे विबुः सुरगणाः प्रभवं न महषंयः। 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥२॥ 
देव और महषि मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, क्योंकि मैं 
ही देवों का और महषियों का सब प्रकार से आदि कारण हूं । २ 
यो मामजमतादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स- मत्यषु सर्वपापंः प्रमुच्यते ॥३॥ 
मृत्युलोक में रहता हुआ जो ज्ञानी लोकों के महेश्वर 
मुझको अजन्मा और अनादि रूप में जानता है वह्‌ सब पापों से 
मुक्त हो जाता है। ३ 
बुद्धिर्तानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ।।४॥ 
हसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतातां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥ 
बुद्धि, ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियनिग्रह, शांति, 
सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय और अभय, अहिसा, समता, संतोष, 
तप, दान, यश, अपयश--इस प्रकार प्राणियों के भिन्न-भिन्न 
भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं । ४-५ 
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। 
सनद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ ६1) 
` सप्तषि, उनके पहले सनकादिक चार और (चौदह) मनु 
मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए और उनमें से यें लोक उत्पन्न हुए हैं। 
६ 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेत युज्यते नात्र संशयः॥।७॥। 
इस मेरी विभूति और ग को जो यथार्थे जानता है वह 
अविचल समता को पाता है, इसमें संशय नहीं है। ७ 
अहँ स्वस्य प्रश्ननो मत्तः सर्व प्रवतंते। 
इति मत्वा भजस्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥द॥ 


१०२ ` अनासक्तियोग 


मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं और सब मुझसे ही प्रवृत्त - 


होते हैं, यह जानकर समझदार लोग भावपूर्वक मुझे भजते हैं ।८ 
सच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥8॥ 
मुझमें चित्त लगानेवाले, मुझे प्राणार्पण ' करनेवाले एक- 
दूसरे को बोध कराते हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन करते हुए, संतोष 
और आनंद में रहते हैं। & 
तेवां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
इस प्रकार मुझमें तन्मय रहुनेवालों को और मुझे प्रेम से 
भजनेवालों को मैं ज्ञान देता हुं और उससे वे मुझे पाते हैं। १० 
तेषामे वानुकम्पार्थमहमज्ञानञ् तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 
उनपर दया करके उनके हृदय में स्थित मैं ज्ञानरूपी प्रकाश- 
मय दीपक से उनके अज्ञानरूपी अंधकार का नाश करता हूं। ११ 
अजुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्ब्रमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वं देवधिर्नारदस्तथा। 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीति मे॥१३॥ 
अजुन बोले-- १ 
है भगवान ! आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम 
पवित्र हैं। समस्त ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास : 
आपको अविनाशी, दिव्यपुरुष, आदिदेव, अजन्मा, ईश्वररूप 
मानते हैं और आप स्वयं भी वैसा ही कहते हैं । 
सर्वेमेतद्तं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा -न दानवाः ॥१४॥ 


-हे केशव ! आप जो कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं । हे 


भगवान ! आपके स्वरूप को न देव जानते हैं न दानव । . १४ | 


RR 


CT 





दसवां अध्याय : विभूतियोग १०३ 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्बं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ | 
हे पुरुषोत्तम ! हे जीवों के पिता ! हे जीवेश्वर ! हे देवों 
के देव ! हे जगत के स्वामी ! आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने 
को जानते हैं । : १५ 
वक्तुमहं स्यञ्ञेवेण 
दिव्या _ ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतििर्लोका- 
निमांस्त्वं व्याप्य तिव्ठसि॥ १६॥ 
जिन विभूतियों के द्वारा इन लोकों में आप व्याप रहे हैं, 
अपनी वह दिव्य विभूतियां पूरी-पूरी मुझसे आपको कहनी 
चाहिए। १६ 
कयं विद्यामहं योगिस्त्वां सवा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 
हे योगिन्‌ ! आपका नित्य चितन करते-करते आपको मैं 
कँसे पहचान सकता हूं ? हे भगवन्‌ ! किस-किस रूप में आपका 
चितन करना चाहिए ? १७ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभात च जताइईन। 
भूयः कथय तृप्तिहि भ्बुण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१८॥ 
हे जनादन ! अपनी शक्ति और अपनी विभूति का वर्णन 
मुझसे फिर विस्तारपूर्वक कोजिए। आप की अमृतमय वाणी . 
सुनते-सुनते तृप्ति ही नहीं होती । Ce 
; श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरश्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में ॥१६॥ 
_ श्रीभगवान बोले-- नै 
हे कुरुश्रेष्ठ ! अच्छा, मैं अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य विभूतियां 
तुझे कहुंगा । उनके विस्तार का अंत तो है ही नहीं। १६ 


१०४ अनासक्तियौग 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभुताशयस्थित:। 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 
हे गुडाकेश ! में सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान आत्मा 
हूं । में ही भूतमात्र का आदि, मध्य और अंत हूं । २० 
आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमंरुतामस्मि नक्षत्राणामहं झशी॥२१॥ 
आदित्यों में विष्णु में हूं, ज्योतियों में जगमगाता सूर्य में हूं, 
वायुओं में मरीचि में हूं, नक्षत्रों में चंद्र में हूं । २१ 
वेदानां सामबेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
वेदों में सामवेद मैं हूं, देवों में इंद्र मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं 
हूँ और प्राणियों का चेतन मैं हूं । : २२ 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वितेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसुनां पावकश्चास्मि मेसः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
रुद्रों में शंकर मैं हं, यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं हू, 
बसुओं में अग्नि मैं हूं, पवेतो में मेरु मैं हूं । २३ 
पुरोधसां च मुख्यं मां बिद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । क 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 
हे पार्थं! पुरोहितों में प्रधान बृहस्पति मुझे समझ । सेना- 
पतियों में कात्तिक स्वामी मैं हुं और सरोवरों में सागर मैं 
हूं । २४ 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येक्मक्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५।। 
मर्हापयो में भृगु मैं हूं, वाणी में एकाक्षरी ॐ मैं हूं, यज्ञों में . 
जप-यज्ञ मैं हुं और स्थावरो में हिमालय मैं हूं । २५ 
अश्वत्थः सवंवृक्षाणां देदर्षोणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चिवरथ: सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥२६॥ 
सब वृक्षों में अश्वत्थ (पीपल) मैं हूं, देवियों में नारद . 
मैं हूं, गंधर्वो में चित्ररथ मैं हुं और सिद्धों में कपिल मुनि 





दसवां अध्याय : विभूतियोग १०५ 
मैं हू। ट 
उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि साममृतोद्धवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
अश्वो में अमृत में से उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा 
मुझे जान । हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं हूं। २७ 
आयुधानामहं वञ्च धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दपंः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 
हथियारों में वज्ञ मैं हूं, गायों में कामधेनु मैं हु, प्रजा की 
उत्पत्ति का कारण कामदेव मैं हूं, सर्पो में वासुकि मैं हुं । २८ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पिठू,णामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
नागों में शेषनाग मैं हूं, जलचरों में वरुण मैं हूं, पितरों में 
अर्यमा मैं हूं और दंड देनेवालों में यम मैं हूं । २६ 
प्रह्वादशचास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वंनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
दैत्यों में प्रह्वाद मैं हूं, गिननेवालो में काल मैं हूं, पशुओं 
में सिह में हूँ, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं । ३० 
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्चास्मि त्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥ 
पावन करनेवालों में पवन मैं हूं, शस्त्रधारियों में परशुराम 
मैं हुं, मछलियों में मगरमच्छ मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं। ३१ 
'सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुन। ` 
अध्त्यामविद्या विद्यानां वादः प्रवदत्तामहम्‌ ॥३२॥ 
हे अर्जुन ! सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं हूं, 
विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हुं और विवाद करनेवालों का 
विवाद मैं हूँ । ३२ 
अक्षराणामकारोऽस्मि न्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३॥ 
अक्षरों में अकार में हूँ, सबासों में हं मैं हूं, अविनाशी . 


A 


“१०६ अनासक्तियोग 


काल मैं हूं. ओर सवेव्यापी धारण करनेवाला भी मैं हुं। ' ३३ 
मृत्यु: स्व हरश्चाहमु:्धू वश्च भविष्यतास्‌ । 
कीतिः श्रीर्वाक्च नरीणां स्मृतिर्मेघा धृतिः क्षमा ॥३४॥ 
सबको हरनेवाली मृत्यु मैं हूं, भविष्य में उत्पन्न होनेवाले 
का उत्पत्तिकारण मैं हूं और नारी-जाति के नामों में कीति, 
लक्ष्मी, वाणी, स्पृति, मेधा (बुद्धि), घृति (धैर्य) और क्षमा 
में हूं। ३४ 
बृहत्साम तया साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागंशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः॥३५॥ 
सामों में बृहत्‌ (बड़ा) साम मैं हू, छंदों में गायत्री छंद 
मैं हुं । महीनों में मार्गशीष में हूं, ऋतुओं में वसंत मैं हुं। ३५ 
द्यतं छलयतामस्मि 
तेजस्तजस्विनामहम्‌। 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि 
सत्वं सर्ंत्रवतामहम्‌ ॥३६॥ 


छल करनेवाले का यूत मैं हूं, प्रतापी का प्रभाव मैं हूं, जय 
मैं हूं, निश्‍चय मैं हूं, सात्विक भाववाले का सत्त्व मैं हूं। ३६ 
.. टिप्पणी-छल करनेवालों का यूत मैं हूं, इस वचन से 
भड़कने की आवश्यकता नहीं है । यहां सारासार का निर्णय नहीं 
है, कितु जो कुछ होता है वह विना ईश्वर की मर्जी के नहीं होता, 
यह बतलाया है और सब उसके अधीन है, यह जाननेवाला छली 
भी अपना अभिमान छोड़कर छल त्यागे । 
वृष्णीत्तां व!सुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यास: कवीनामुशना कवि:॥ ३७॥ 
. वृष्णिकुल में वासुदेव मैं हूं, पांडवों में धनंजय (अर्जुन) मैं ` 
हैं, मुनियों में व्यास मैं हूं और कवियों में उशना मैं हू । ' ३७ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 


शासक का दंड मैं हूं, जय चाहनेवालो की नीति मैं हूं, गुह्य ह 





ग्यारहवां अध्याय : विश्वरूपदर्शनयोग 7 १०७ 


बातों में मौन मैं हु और ज्ञानवान का ज्ञान मैं हू। . ३८ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहसरजुन। 
न तवस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ 
हे अर्जुन ! समस्त प्राणियों की उत्पति का कारण मैं हूं । 
जो कुछ स्थावर या जंगम है, वह मेरे बिना नहीं है । ३९ 
नान्तोस्ति मम दिष्यानां विूतोसां परंतप । 
एष तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥४०॥ 
हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं हैं। विभू- 
तियों का विस्तार मैंने केवल दृष्टांत रूप से बतलाया है। ४० . 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ।।४१॥ 
जो कुछ भी विभूतिमान, लक्ष्मीवान या प्रभावशाली है, . 
उस-उसको मेरे तेज के अंश से ही हुआ समझ । ४१ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। - 
विष्टभ्याहमिदं छृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
अथवा हे अर्जुन ! यह विस्तारपूर्वक जानकर तुझे क्या 
करना है । अपने एक भंशमात्र से इस समूचे जगत को धारण 
करके मैं विद्यमान हूं । ४२ 
३ तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्‌भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्यान्त- 
गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंबाद का 'विभूतियोग' नामक 
दसवां अध्याय । 


: ११: 
विशवरूपदशंनयोग 


इस अध्याय में भगवान अपना विराट स्वरूप अ 
बतलाते हैं । भक्तों को यह अध्याय बहुत प्रिय है। डु 





१०५ अंनास क्तियौग 


नहीं, बल्कि केवल काव्य है । इस अध्याय का पाठ करते-करते 
मनुष्य थकता ही नहीं । 
अर्जुन उवाच 
मदनुग्र हवाय परमं गुह्यामध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥१॥ 
अर्जुन बोले-- 
आपने मुझपर कपा करके यह आध्यात्मिक परम रहस्य 
कहा है। आपके मुझसे कहे हुए इन वचनों से मेरा यह मोह टल 
गया है। १ 
र भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ . विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपलाक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 
प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के संबंध में आपसे मैंने 
विस्तार पूर्वक सुना । हे कमलपत्राक्ष, उसी प्रकार आपका अवि- 
नाशी महात्म्य भी सुना । छः 
एवमेतद्ययात्य त्वमात्मनं परमेश्वर । छ 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वर पुरुषोत्तम ॥३॥। 
हे परमेश्वर ! आप जैसा अपनेको पहचनवाते हैं वैसेही 
हैं । हे पुरुषोत्तम ! आपके उस ईश्वरी रूप के दर्शन करने की 
मुझे इच्छा होती है। ३ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया व्रष्टुसिति प्रमो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशंयात्मानमव्ययम्‌ ॥॥४॥ 
हे प्रभो ! वह दर्शन करना मेरे लिए संभव मानते हैं तो 
है योगेश्वर ! उस अव्यय रूप का दर्शन कराइए । ¥ 
Po 07% _ श्री भगवानुवाच ५ 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहत्नशः । 
नानाविधानि दिव्यानि~लानावर्णाकृतौनि च ॥५॥ 
 शरोभगवान बोले. ` ` 
= हेपार्थं ! मेरे सैकड़ों और हजारों रूप देख । वे नाना 
ट कै दिव्य, भिन्न-भिन्न रंग और आक्कतिवाले हुँ। ५ 














ग्यारहवां अध्याय : विश्वरूपदर्शनयोग १०६ 


पश्यादित्यान्वस्‌ न्छद्रानश्विनौ सरुतस्तथा । 
बहुन्दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥६॥ ` 
हे भारत ! आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दो अश्विनीकुमारों 
और मरुतों को देख । पहले न देखे गये, ऐसे बहुत-से आइचर्यों 
को तू देख । 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥७॥ 
हे गुडाकेश ! यहां मेरे शरीर में एक रूप से स्थित समूचा 
स्थावर और जंगम जगत तथा और जो कुछ तू देखना चाहता 
हो वह आज देख । ७ 
न तु मां शत्रयसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥८॥। 
इन अपने चर्मचक्षुं से तू मुझे देख नहीं सकता । तुझे मैं 
दिव्य चक्षु देता हूं । तू मेरा ईश्वरीय योग देख । द 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूप्मंश्वरम्‌ ॥£॥। 


संजय ने कहा-- : 
हे राजन्‌ ! योगेश्वर कृष्ण ने ऐसा कहकर पार्थ को अपना 
परम ईश्वरीय रूप दिखलाया । & 


अनेकवकल्तयनमनेकाद्‌भुत दर्श नम_ \ 
अनेकदिव्यामरणं दिव्यानेकोद्यतायुधस ॥१०॥ 
वह अनेक मुख और आंखोंवाला, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, 
अनेक दिव्य आभूषणवाला और अनेक उठाये हुए दिव्य शस्त्रों 


वाला था। १० 
दिष्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥१ ११ 
'उसने अनेक दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण कर रखे थे, 
उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे। ऐसा वह सर्वप्रकार से 


११०. अनाप्तक्तियोग 


_आइचर्यमय, अनंत, सर्वव्यापी देव था । ११ 
दिवि सर्यसह्नस्य भत्रेद्युगपदुत्थिता। 
यदि भा: सदुशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
आकाश में हजार सूर्यो का तेज एक साथ प्रकाशित हो उठे 
तो वह तेज उस महात्मा के तेज-जैसा कदाचित हो ।. १२ 
तत्रेकस्थं जगतकृत्स्नं प्रविभकंतमनेकधा । 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
वहां इस देवाधिदेव के शरीर में पांडव ने अनेक प्रकार से 
विभक्त हुआ समूचा जगत एक रूप में विद्यमान देखा । १३ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय: । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४।॥ 
फिर आश्चर्यचकित और रोमांचित हुए धनंजय सिर झुका, 
हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले-- १४ 
:. अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे। 
सर्रास्तया भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमेलासनस्य- 
` मुबाश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५।। 
अर्जुन बोले i 
हे देव ! आपकी देह में मै देवताओं को, भिन्न-भिन्न प्रकार 
के सव प्राणियों के समुदायों को, कमलासन पर विराजमान ईश 
ब्रह्मा को, सब ऋषियों को और दिव्य सर्पो को देखता हूं।. १५ 
अनेकबाहू द रवक्सनैत्र 
पश्यामि त्वां सर्वतोऽन्तरूपम्‌ । 
नान्त न सध्यं न पुनस्तर्वाद 
क पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ | 
अ मैं अनेक हाथ, उदर, मुख और नेव्रयक्त अनंत ' 
रूपवाला देखता हूं । आपका अंत नहीं है, न मध्य है, : 
. आदि है । हे विश्वेश्वर ! आपके a रूप का ला 


|? 3 


ग्यारहवाँ अध्याय : विश्वरू पदर्शनयोग _ १११ 


रहा हू। १६ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
दोप्तानलाकंद्यतिमप्रमेयम,  ॥१७॥ 
मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेज के पुंज, सर्वत्र जग- 
मगाती.ज्योतिवाले, साथ ही कठिनाई से दिखाई.देनेवाले, अपरि- 
मित और प्रज्वलित अग्नि किवा सूर्य के समान सभी दिशाओं 
में देदीप्यमान आपको मैं देख रहा हूं । १७ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधमं गोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषों सतो मे ॥१८॥ 
आपको मैं जानने योग्य परम अक्षररूप, इस जगत का अंतिम 
आधार, सनातन धर्म का अविनाशी रक्षक और सनातन पुरुष _ 
मानता हूं । १८ 
अनादिमध्यान्त मनन्त बी यं - 
मनन्तबाहुं शशिसूर्य नेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दोप्तहुताशवक्लं 
स्वतेजसा विश्वप्तिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
. . जिसका आदि, मध्य या अंत नहीं है, जिसकी शक्ति अनंत 
है, जिसके अनंत बाहु हैं, जिसके सूर्य-चंद्रूपी नेत्र हैं, जिसका 
मुख प्रज्वलित अग्नि के समान है और जो अपने तेज से इस 
जगत को तपा रहा है, ऐसे आपको मैं देख रहा हूं । १९ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्त त्वरयकेन दिशश्च सर्वाः । 
दुष्ट्बाद्भुतं रूपमुग्र तबेदं 
लोकय प्रव्यथित महात्मन्‌ ॥२०॥ | 
` आकाश और पृथ्वी के वीच के इस अंतर में और समस्त 


११२ अनासक्तियोग 


दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त हो रहे हँ । हे महात्मन्‌ ! यह 
आपका अद्भुत उग्र रूप देखकर तीनों लोक थरथराते हैं । २० 
अमी हित्बां सुरसंघा विशल्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति 
स्वस्तीत्युक्त्वा मर्हाउतिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामिः॥२१॥ 
और यह्‌ देवों का संघ आपमें प्रवेश कर रहा है। भयभीत 
हुए कितने ही हाथ जोड़कर आपका स्तवन कर रहे हैं । महषि 
और सिद्धों का समुदाय “(जगत का) कल्याण हो' कहता हुआ 
अनेक प्रकार से आपका यश गा रहा है। २१ 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्वा 
विश्वेऽश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवंयक्षासुर सिद्ध संघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च॑व सर्वे २२॥ 
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, 
मरुत, गरम ही पीनेवाले पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों 
का संघ ये सभी विस्मित होकर आपको निरख रहे हैं। २२ 


रूपं महत्ते बहुवक्लनेत् 
महावाहो बहुबाहरुपादम्‌। 
बहदरं बहुदष्ट्राकरालं 


दृष्ट्वा लोकाः प्रव्ययितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 


हे महाबाहो ! बहुत मुख और आंखोंवाला, बहुत हाथ, 


जंघा और पेरोंवाला, बहुत पेटोंवाला और बहुत दाढ़ों के कारण 
-विकराल दीखनेवाला विशाल रूप देखक्रर लोग व्याकुल हो गए 
हुँ । वसे ही में भी व्याकुल हो उठा हूं। २३ 

नभःस्पृशं | दीप्तमनेकवणं 

व्यात्ताननं दीप्तविशालने्रम्‌। 

वृष्टवा हि स्वां प्रव्ययितान्त रात्मा 

धृति न विन्दामि शमं ब विष्णो ॥२४॥ 





ग्यारहवां अध्याय : विश्वरूपदर्शनयोग ११३ 


आकाश का स्पर्श करते, जगमगाते, अनेक रंगवाले, खुले 
म॒खवाले और विशाल तेजस्वी नेत्रवाले, आपको देखकर, है 
विष्णु ! मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है और में धैर्य या शांति 
नहीं रख सकता । २४ 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि 
दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि। 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
प्रलयकाल के अग्नि के समान और विकराल दाढ़ोंवाला 
आपका मुख देखकर न मझे दिशाएं जान पड़ती हैं, न शांति 
मिलती है । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइए। २५ 
अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पु्ाः 


सर्वे सहुवावनिपालसं घेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीरयेरपि यौधमुर्यः ॥२६॥ 


वक्ल्ाण ते त्वरसाणा विशन्ति 
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चणितेरुत्तमाङ्ग: ॥२७॥ 
सब राजाओं के संघसहित, धृतराष्ट्र के. ये पुत्र, भीष्म, 
द्रोणाचार्य, यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे मुख्य योद्धा, विकराल 
दाढ़ोंवाले आपके भयानक मुख में वेगपूर्वक प्रवेश कर रहे हैं । 
कितनों के ही सिर चूर होकर आपके दांतों के बीच में,लगे हुए 
दिखाई देते हैं। ' २६-२७ 
यथा नदीतां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुट्रमेवामिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवासी नरलोकवीरा 
दिशन्ति वक्‍ताण्यभिविज्वलन्ति ॥२८।। 


११४ अनार्साक्तयोग 


जिस प्रकार नदियों की बड़ी .धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती 
हैं, उसी प्रकार आपके धधकते हुए मुख में ये लोक-नायक प्रवेश 
कर रहे.हैं । २८ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वकल्लाणि समद्धवेगा: ॥२६॥ 
जलते हुए दीपक में जैसे पतंग बढ़ते हुए वेग से पड़ते हैं, 
वैसे ही आपके मुख में भी सब लोग वढ़ते हुए वेग से प्रवेश कर 
रहें हैं । २६ 
, लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
ल्लोकान्समग्रान्वदनंज्वं लिटः । 
तेजो मिरापुयं जगत्समग्नं 
भासस्तत्रोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
सब लोकों को सब ओर से निगलकर आप अपने धधकते 
हुए मुख से चाट रहे हैं। हे -सर्वव्यापी विष्णु ! आपका उग्र 
प्रकाश समूचे जगत को तेज से पूरित कर रहा है. और तपा रहा 


है। ३०: 


आख्याहि मे को भवानुप्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवत्तिम॥३१॥ 
उग्ररूप आप कौन हैं सो मुझसे कहिए । हे देववर ! आप 
प्रसन्न होइए । आप जो आदि कारण हैं उन्हें में जानना चाहता 
। आपकी प्रवृत्ति में नहीं जानता । 2 ३१ 
, श्रीभगवानुवाच 
. कालोऽस्मि लोकक्षयक्कत्रवद्धो 
लोकान्समाहर्तमिह प्रवत्तः। 


YL Ss 








ग्यारहवां अध्याय : विश्वरूपदर्शनयोग ११५ 


ऋतेऽपि त्वां न भरबिष्यन्ति सर्व 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥।३२॥ 
श्री भगवान बोले न 
लोकों का नाश करनेवाला, बढ़ा हुआ में काल हू । लोकों 
का नाश करने के लिए यहां आया हूं। प्रत्येक सेना में जो ये सब 
योद्धा आये हुए हैं उनमें से कोई तेरे लड़ने से इनकार करने पर 
भी बचनेवाला नहीं है। ३२ 
तस्मास्वमुिष्ठ यशो लभ्नस्व 
जित्वा शदून्भुङ्कषव राज्य समृद्धम्‌ । 
मयेबते निहताः पुेमेब 
निमित्तमात्रं भ सम्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
इसलिए तू उठ खडा हो, कीति प्राप्त कर, शत्रु को जीतकर 
घन-धान्य से भरा हुआ राज्य भोग । इन्हें मेंने पहले से ही मार 
रखा है। हे सव्यसाची ! तू तो केवल निमित्त रूप बन। ३३ 
द्रोणं थ भौष्सं च जया ज 
कर्ण तथान्यानपि योधबोरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा ध्यथिष्ठा 
युध्यस्व ` जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥- 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्यान्य योद्धाओं को में 
मार ही चुका हूं। उन्हें तू मार । डर मत, लड़ । शत्रु को तू रण 
में जीतने को है । ३४ 
) संजय उयाच - 
एतख्छू त्वा वचनं केशवस्य 
कृताञजलिबंपमानः . किरीटी। 
नमस्कृत्वा भुय एवाहं कृष्ण 
सगद्गदं भोतभीत: ` प्रणम्य ॥३५।। 
संजय ने कहा-- 0 fe 
केशव के. ये वचन सुनकर हाथ जोड़े, कांपते, बारंबार 
नमस्कार करते हुए, डरते-डरते प्रणाम करके मुकुटधारी अर्जुन 


११६ अनासक्तियोग 


श्रीकृष्ण से गढ्गद्‌ कंठ से इस प्रकार बोले । ३% 
अर्जुन उवाच 
स्थाने हूबीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगत्प्रहुष्यत्यनु रज्यते च। 
' रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्बे नमस्यर्ति च सिद्धसंघाः॥३६॥ 
अर्जुन बोले-- 
हे हृषीकेश ! आपका कीर्तन करके जगत को जो हर्ष होता 
है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता है वह उचित्त ही 
है । भयभीत राक्षस इधर-उधर भाग रहें हैं और सिद्धों का सारा 
समुदाय आपको नमस्कार कर रहा है। ३६ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 
नन्त देवेश जगन्निवास 
त्वसक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
हे महात्मन्‌ ! ये आपको क्यों नमस्कार न करें? आप 
ब्रह्मा से भी बड़े आदिकर्ता हैं । हे अनंत, हे देवेश, हे 
जगन्निवास ! आप अक्षर हैं, असत्‌ हैं और इससे जो परे है वह 
भी आप ही हैं । : ३७ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ ।- 
वेत्तासि बेच च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
आप आदि देव हैं । आप पुराण-पुरुष हैं। आप इस विश्व 
के परम आश्रयस्थान हैं । आप जाननेवाले हैं और जानने योग्य 
हैं । आप परमधाम हैं । हे अनंतरूप ! इस जगत में आप म्य्राप्त 
हो रहे हैं। अ ३८ 
` वाणयमोऽरिनवं रुणः शशाङ्क: 
प्रजाप्रतिस्त्व _प्रपितामहशच । ` 





गयारहवाँ अध्याय : विश्वरूपदर्शनयोग ११७ . 


नमो नसस्तेशस्तु . सहल्नक्कत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥३६॥ 
वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति, प्रपितामह आप 
ही हैं। आपको हजारों बार नमस्कार पहुंचे और फिर-फिर 
आपको नमस्कार पहुंचे । ३६ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सरबंत एव सवं। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं 
सर्व समाप्नोधि ततोऽसि सर्वे: ॥४०॥ 
हे सर्वं ! आपको आगे, पीछे, सब ओर से नमस्कार है। 


आप का वीर्य अनंत है, आपकी शक्ति अपार है, सब आप ही, ' 


घारण करते हैं, इसलिए आप सर्वे हैं । ४० 
सेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिसातं तवेदं 
सया प्रमादात्प्रणयेत वापि ॥४१॥ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
बिहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथत्राप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ ८ 
मित्र जानकर और आपकी यह महिमा न जानकर, हे 
कृष्ण !' 'हे यादव !' 'हे सखा ! इस प्रकार संबोधतकर मुझसे 
भूल में या प्रेम में भी जो अविवेक हुआ हो और विनोदार्थ खेलते, 
सोते, बैठते या खाते अर्थात्‌ सोहबत में आर्पका जो कुछ अपमान | 
हुआ हो उसे क्षमा करने के लिए में आपसे प्रार्थता करता हू ।._ 
४१-४२ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पुज्यश्च गुरगरीयान्‌ । 


११८ १ अनासक्तियोग 


न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकतपेऽ्यप्रतिम प्रभाव ॥४३॥ 


स्थावर-जंगम जगत के आप पिता हैं। आप उसके पूज्य . 


और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान कोई नहीं है तो आपसे अधिक 
तो कहां से हो सकता है? तीनों लोक में आपके सामर्थ्यं का 
जोड़ नहीं है। ४३ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमोशमी इयम्‌ । 
पितेव पुलस्य सखेव सल्पुः 
प्रियः प्रियायह॑सि देव सोढम्‌ ॥४४॥ 
इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपसे, पूज्य ईश्वर से 
प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूं । हे देव.! जिस तरह पिता 
पुत्र को, सखा सखा को सहन करता है वैसे आप मेरे प्रिय होने 
' के कारण मेरे कल्याण के लिए मुझे सहन करने योग्य हैं। ४४ 
अदुष्टपू्वं हृषितोऽस्मि दुष्ट्वा 
भपेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेप मे दशय देव रुप 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर मेरे रोएं खड़े 
हो गए हैं और भय से मेरा मन व्याकुल हो गया है। इसलिए, 
. हे देव! अपना पहले का रूप दिखलाइए। हे देवेश ! हे 
जगन्निवास ! आप प्रसन्त होइए । ड्‌ 
किरीटिने गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव। 
तेनेव रूपेण ज्चतुर्भूजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥ 
पूवं की भांति आपका-मूकुट, गदा, चक्रधारी का दशन 
करना: चाहता हूं ! हे सहस्रबाहु ! हे विश्‍्वमूति ! अपना चतु- 
भुज रूप धारण कीजिए। ४६ 











ग्यारहवां अध्याय : विश्वरूपदशनयोग ११९ 


श्रीसगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न द्‌ष्टयूर्वम्‌ ॥४७॥। 
श्री भगवान बोले-- 
हे अर्जुन ! तुझपर प्रसन्न होकर तुझे मेने अपनी शक्ति से 
अपना तेजोमय, विश्वव्यापी, अनंत, परम, आदि रूप दिखाया 
है। यह तेरे सिवा और किसीने पहले नहीं देखा है। ४७ 
न वेदयज्ञाध्ययतर्न दाने- 
नें च क्रियासित तपोभिर्म:। 
एदंहूप: शक्ष्य अहं न॒लोके 
ष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
हे कुरुप्रवीर ! वेदाभ्यास से, यज्ञ से, अन्यान्य शास्त्रों के 
ध्ययन से, दान से, क्रियाओं से, या उग्र तपों से तेरे सिवा 
दूसरा कोई यह मेरा रूप देखने में समर्थ नहीं ४८ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्‌ङ'ममेदम्‌ । 
व्यपेतमीः प्रीतननाः पुनस्त्वं 
तदेवे मे रूपमिदं प्रपश्य॥४६॥ 
यह मेरा विकराल रूप देखकर तू घबरा मत, मोह में मत 
पड़ । डर छोड़कर शांत चित्त हो और यह मेरा परिचित रूप 
फिर देख । ¥& 
संजय उवाच 
इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यबपुमंहात्मा ॥५०॥ 


१२० ॥ अनासक्तियोग 


संजय ने कहा-- 
यों वासुदेव ने अर्जुन से कहकर अपना रूप फिर दिखाया 
और फिर शांत मूर्ति धारण करके भयभीत अर्जुन को उस 
महात्मा ने आश्वासन दिया । 9० 
अर्जुन उवाच 
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेत: प्रकृति गतः ॥५१॥ 


अर्जुन बोले-- 
हे जनार्दन ! यह आपका सौम्य मानव स्वरूप देखकर अब 
- मैं शांत हुआ हूं और ठिकाने आं गया हूं । ५१ 


श्रीभगवानुवाच 
सुदुर्दशेमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाइक्षिणः ॥५२॥ 


` श्रीभगयान बोले 


मेरा जो रूप तूने देखा उसके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं । देवता . 


भी वह रूप देखने को तरसते रहते हैं । ५२ 
नाहं वेद॑ने तपसा न दानेन न चेज्यया। | 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा॥५३॥ 


जो मेरे दशन तूने किये हैं वह दर्शन न वेद से, न तप से, न 


दान से अथवा न यज्ञ से हो सकते हैं । ५३ 
भवक्या त्वनन्यया शक््य अहमेवंदिधोऽर्जुन। 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वन प्रवेष्टं च परंतप॥५४॥ 
परंतु हे अर्जुन ! हे परंतप ! मेरे संबंध में ऐसा ज्ञान, ऐसे 
मेरे दर्शन और मुझमें वास्तविक प्रवेश केवल अनन्य भक्ति से 
ही संभव है। ; | 001 
मत्कमंकृन्मत्परमो म्धूबतः सङ्घर्वाजतः । 
निर्वेरः सवंभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
, हे पांडव ! जो सब कमं मुझे समपेण करता है, मुझमें परा- 


यण रहता है, मेरा भक्त बनता है,. आसक्ति का त्याग करता है ` | 








बारहवां अध्याय : भक्तियोग RE 


और प्राणीमात्र में द्वेष-रहित होकर रहता है, वह मुझे पाता 
है। प्‌ 
ॐ तत्सत्‌ 
- इति श्रोमदभगवदगीतारूपी उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या- 
न्तगेत योग शास्त्र के श्री कृष्णार्जुन-संवाद का 'विइवरूपदशेन- 
योग नामक ग्यारहवां अध्याय । 


: १२: 
भक्तियोग 


पुरुषोत्तम के दर्शन अनन्य भक्ति से ही होते हैं, भगवान के 
इस वचन के वाद तो भक्ति का स्वरूप ही सामने आना चाहिए। 
यह बारहवां अध्याय सबको कंठ कर लेना चाहिए। यह 
छोटे-से-छोटे अध्यायों में एक है । इसमें दिए हुए भक्त के लक्षण 
नित्य मनन करने योग्य हैं । 
अर्जुन उबाच 
एवं सततयुक्ता थे भक्तास्ट्बां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के बोगबित्तमाः॥१॥ 
अर्जुन बोले-- 
इस प्रकार जो भक्त आपका निरंतर ध्यान घरते हुए 
आवकी उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशी अग्यक्त 
स्वरूप का ध्यान धरते हैं, उनमें से कौन योगी श्रेष्ठ माना 
जायगा ? . १ 
श्रीभगवानुबाच रु 
सय्याबेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततमा सताः॥२॥ 


श्रीभगवान बोल 
नित्य ध्यान करते हुए, मुझमें मन लगाकर जो श्रद्धावूबंक . 


१२२ अनासक्तियोग 


मेरी उपासना करता है उसे मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ । २ 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्यपासते । 
सब॑लगमचिन्त्यं ख कूटस्थमधलं ध्युवम्‌ ॥३॥ 
संनियम्येन्ब्रियप्रामं सर्वत समबुद्धयः । 

, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूसहिते रताः ॥४॥ 

सब इंद्रियों को वश में रखकर, सर्वत्र समत्व का पालन 
करके जो दृढ़, अचल, धीर, अचित्य, सर्वव्यापी, अव्यक्त, 
अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूप की उपासना करते हैं, वे सारे 

प्राणियों के हित में लगे हुए मुझे ही पाते हैं । ३-४ 
क्लेशोऽधिकत रस्तेषामव्यक्तासवत चेतसाम्‌ \ 
अव्यदता हि रातिर्दःसं देहर्वाद्धरदाप्यते ॥५॥। 

जिनका चित्त अव्यक्त में लगा हुआ है उन्हें कष्ट अधिक 

है । अव्यक्त गति को देहधारी कष्ट से ही पा सकता है। ५ 

टिप्पणी--देहधारी मनुष्य अमूत स्वरूप को केवल कल्पना 
ही कर सकता है, पर उसके पास अमूत्तस्वरूप के लिए एक भी 
निइचयात्मक शब्द नहीं है, इसलिए उसे निषेधात्मक 'नेति' 
शब्द से संतोष करना ठहरा । इस दृष्टि से मूति-पूजा का निषेध 
करनेवाले भी सूक्ष्म रीति से विचारा जाय तो मूति-पूजक ही 
होतै हैं । पुस्तक की पूजा करना, मंदिर में जाकर पूजा करना, 
एक ही दिशा में मुख रखकर पूजा करना, ये सभी साकार पूजा 
के लक्षण हैं। तथापि साकार के उस पार निराकार अचित्य 
स्वरूप है, इतना तो सवके समझ लेने में ही निस्तार है। भक्ति 
की पराकाष्ठा यह है कि भक्त भगवान में विलीन हो जाय और 
` अंत में केवल एक अद्वितीय अरूपी भगवान ही रह जाय। पर 
इस स्थिति को साकार द्वारा झुलभता से पहुंचा जा सकता है, 
इसलिए निराकार को सीधे पहुंचने का मागे कष्टसाध्य 
बतलाया है. । 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। | 
अनन्येनैव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 





बारहवां अध्याय : भक्तियोग १२२ 


तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
सवामि नचिरात्पार्थ सय्यावेशितचेत ताम्‌ ॥७॥ 
परंतु हे पार्थ ! जो मुझमें परायण रहकर, सब कर्म मुझे 
समर्पण करके, एक निष्ठा से मेरा ध्यान धरते हुए मेरी उपा- 
सना करते हैं और मुझमें जिनका चित्त पिरोया हुआ है उन्हें 
मृत्युरूपी संसार-सागर से मैं झटपट पार कर लेता हुँ। ६-७ 
मय्येब भन आधत्स्व मयि बुद्ध निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥८॥। 
अपना मन मुझमें लगा, अपनी बुद्धि मुझमें रख, इससे इस 
(जन्म) के बाद नि:संशय मुझे ही पावेगा। द 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोशि मयि स्थिरम्‌ । 
अध्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धतंजय ॥६॥ 
जो तू मुझमें अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो तो, हे 
धनंजय ! अभ्यास-योग द्वारा मुझे पाने की इच्छा रखना। ६ 
अभ्यासेऽप्यसमर्योऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मवर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवास्यसि- ॥१०॥ 
ऐसा अभ्यास रखने में भी तू असमर्थ हो तो कर्ममात्र मुझे 
अपर्ण कर और इस प्रकार मेरे निमित्त कमं करते-करते भी 
तू मोक्ष पावेगा । १० 
अथैतदप्यशक्तोऽसि कतु मद्योगमाश्रितः । 
` _ सर्वकमंफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥१ १ 
-और जो मेरे निमित्त.कर्म करने भर की तेरी शक्ति न हो 
तो यत्नपूर्वक सब कमो के फल का त्याग कर । ११ 
श्रयो हि ज्ञानमभ्यासा- 
ज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । 
घ्यानात्कर्मफलत्याग- 
स्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ ४ 
अभ्यास-मार्ग से ज्ञान मागं श्रेयस्कर है। ज्ञान-मार्ग से 
ध्यान-मार्ग विशेष है और ध्यान-मागे से कर्म-फल-त्याग श्रेष्ठ है, 


१२४ अनासक्तियोग 


क्योंकि इस त्याग के अंत में तुरंत शांति ही होती है। १२ 
टिप्पणी-अभ्यास अर्थात्‌ चित्त-वृत्ति-निरोध की साधना, 
ज्ञान अर्थात्‌ श्रवण-मननादि, ध्यान अर्थात्‌ उपासना । इनके फल- 
स्वरूप यदि कर्म-फल-त्याग न दिखाई दे तो वह अभ्यास अभ्यास 
नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है और ध्यान ध्यान नहीं है। 
अद्वेष्टा सर्बंभूतानां मंत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमो ॥१३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धि्यो मद्भक्तः स मे प्रिय: ॥१४॥ 


जो प्राणीमात्र के प्रति द्वेषरहित, सबका मित्र, दयावान, ' 


ममतारहित, अहंकाररहित, सुख-दुःख में समान, क्षमावान, 
. सदा संतोषी, योगयुक्त, इंद्रिय निग्रही और दृढनिश्चयी है और 
मुझमें जिसने अपनी बुद्धि और मन अपंण कर दिया है, ऐसा 


मेरा भक्त मुझे प्रिय है। १३-१४ - 


यस्मान्तोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हर्षामषं मयो वेरेर्मक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
जिससे लोग उद्वेग नहीं पाते, जो लोगों से उद्वेग नहीं पाता, 
'जो हषं, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय 
है। १५ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारस्सपरित्यागी यो मद्भकत: स मे प्रियः ॥१६॥ 
| जो इच्छारहित है, पवित्र है, दक्ष (सावधान) है, तटस्थ 
चिता-रहित है, संकल्पमात्र का जिसने त्याग किया है वह मेरा 
भक्त है, वह मुझे प्रिय है। १६ 
यो न हुष्यति न द्वेष्टि न शोच्रति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी सक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 
जिसे हर्ष नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो चिता नहीं 
करता, जो आशाएं नहीं बांधता, जो शुभाशुभ का त्याग करने 


` वाला है, वह भक्तिपरायण मुझे प्रिय है। : १७ | 


तेरहवां अध्याय : क्षेतक्षेतज्ञविभागयोग १२५ 


समः शक्षो छः मिले छ तथा मानापमानयोः । 
शञीतोष्णसुखबुःबेधु समः सङ्झबिवजितः ॥ १८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
जनिषेतः  स्थिरमतिर्भवितमान्मे प्रियो नरः॥१९॥ 
शलू-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख--इन सब 
में जो समतावान है, जिसने आसक्ति छोड़ दी है, जो निदा और 
स्तुति में समान भाव से बतंता है और मौन धारण करता है, 
चाहे जो मिले उससे जिसे संतोष है, जिसका कोई अपना निजी: 
स्थान नहीं है, जो स्थिर चित्तवाला है, ऐसा मुनि भक्त मुझे 
प्रिय है । १८-१६ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं .यथोश्तं पर्युपासते । 
अहाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
यह पवित्र अमृतरूप ज्ञान जो मुझमें परायण रहकर श्रद्धा- 
पूर्वक सेवन करते हैं वे मेरे अतिशय प्रिय भक्त हैं। २० 
ॐ तत्सत्‌ 
इति श्रीमदुभगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या- 
न्तर्गत योग-शास्त्र के श्रीकुष्णार्जुन-संवाद का 'भक्तियोग' 
नामक बारहवां अध्याय । 


S १ £ 5 
क्षेत्रक्षेत्रनविभागयोग 


इस अध्याय में शरीर और शरीरी का भेद बतलाया है । 


श्ीभमवानुवाख . 
हृदं शरीर कोस्तेय क्षेश्षमित्यभिधीयते । 
एतदो जेत्ति सं प्राहुः क्षेखज्ञ इति तहिवः ॥१॥ 


भगवान बोले-- 
खरी हे कौतेय ! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे जो 


१२६ अनासक्तियोग 


जानता है उसे तत्त्व ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं । १ 
क्षें चापि सां विद्धि सर्वक्षेसेषु भारत। 
क्षेत्रक्षक्षेवज्ञयोर्जाने यत्तज्ञञानं मतं मस ॥२॥ 

और हे भारत ! समस्त क्षेत्रों--शरीरों--में स्थित मुझको 
क्षेत्रज्ञ जान । मेरा मत है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का ज्ञान 

ही ज्ञान है। २ 
तत्क्षेत्र यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में श्यूछ॥३॥। 

यह क्षेत्र क्या है, कैसा है, कैसे विकारवाला है, कहां से है 
और क्षेत्रज्ञ कौन है, उसको शक्ति क्या है, यह मुझसे संक्षेप में 

सुन । ३ 
ऋषिभिर्बहुधा गोत छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ । 
ब्रह्मस्‌ हपदेश्चंव हेतुर्मद्रिविनिश्चितेः ॥४॥ 


विविध छंदों में, भिन्न-भिन्न प्रकार से और उदाहरण, 


युक्तियों द्वारा, निश्चययुक्त ब्रह्मसूचक वाक्यों में ऋषियों ने इस 
विषय को बहुत गाया है। ¥ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेह च। 
इन्द्रियाणि दशेकं च. पंज चेन्द्रियगोषराः ॥५॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ६।। 
महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इंद्रियां, एक मन, पाँच 
विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतन शक्ति, घृति-यह 
अपने विकारोंसहित क्षेत्र संक्षेप में कहा है। “ oo 
टिप्पणी--महाभ्ूत पांच हैं--पृथ्वी, जल, तेज वायु और 
आकाश । अहंकार अर्थात्‌ शरीर के प्रति विद्यमान अहंता, 
अहंपना । अव्यक्त अर्थात्‌ अदृश्य रहनेवाली माया, प्रकृति । दस 
इंद्रियों में पांच ज्ञानेंद्रियां--नाक, कान, आंख.जीभ और चाम, 
तथा पांच कमेन्द्रियां-हाथ, पैर, मुंह और दो गुहुयेद्रियां। पांच 
' गोचर अर्थात्‌ पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय-- सूंघना, सुनना, 


RDN SE 4120 


तेरहवां अध्याय : क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोग १२७ 


देखना, चखना और छूना । संघात अर्थात्‌ शरीर के तत्त्वों 
की परस्पर सहयोग करने की शक्ति । धृति अर्थात्‌ धैयेरूपी 
सूक्ष्म गुण नहीं, कितु इस शरीर के परमाणुओं का एक 
दूसरे से सटे रहने का गुण । यह अहंभाव के कारण ही संभव है 
और यह अहंता अव्यक्त प्रकृति में विद्यमान है । मोहरहित 
मनुष्य इस अहंता का ज्ञानपूर्वक त्याग करता है और इस कारण 
मृत्यु के समय या दूसरे आघात से वह दु:ख नहीं पाता । ज्ञानी- 
अज्ञानी सबको, अंत में तो, इस विकारी क्षेत्र का त्याग किये ही 
निस्तार है। 
अमानित्वमवम्मित्वर्माहसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 
आखार्योपासनं शौच स्थर्यमार्त्मावनिग्रहः ॥७॥ 
इन्द्रियार्थेषु बैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदो षानुदर्शनम्‌ पा 
असक्तिरनभिष्बंगः पुत्रदारगृहादिष । 
नित्यं .च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥। 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरष्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजंनसंसदि ॥१०॥ 
अध्यात्मझाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्यंदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोषतमज्ञानं यदोतोऽन्यथा ।।११॥ 
अमानित्व, अदंभित्व, अहिसा, क्षमा, सरलता, आचार्ये 
की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों में 
वैराग्य, अहकार-रहितता, जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुःख और 
दोषों का निरंतर भान, पुत्र, स्वी और गृह आदि में मोह तथा 
ममता का अभाव, प्रिय और अप्रिय में नित्य समभाव, मुझमें 
अनन्य ध्यानपूर्वेक एक निष्ठ भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, 
जन समूह में सम्मिलित होने की अरुचि, आध्यात्मिक ज्ञान 
की नित्यता का भान और आत्मदशन--यह सब ज्ञान कहलाता 
है । इससे जो उलटा है वह अज्ञान ह| ०६ ७०,८१०7 


2 


` १२८ अनासक्तियोग 


ज्ञेयं यसत्प्रदक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न ससन्नासदुच्यते ॥१२॥। 
जिसे जाननेवाले मोक्ष पाते हैं वह ज्ञेय क्या है सो तुझसे 
कहुंगा । वह अनादि परब्रह्म है, वह न सत्‌ कहा जा सकता है न 
असत्‌ कहा जा सकता है। १२ 
टिप्पणी- परमेश्वर को सत्‌ या असत्‌ भी नहीं कहा.जा 
सकता । किसी एक शब्द से उसकी व्याख्या या परिचय नहीं हो 
सकता, ऐसा वह गुणातीत स्वरूप है। 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरो मुखम्‌। 
सर्बंतःथ्ुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥१३॥ 
जहां देखो वहीं उसके हाथ, पैर, आँखें, सिर, मुंह और कान 
हैं । सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस लोक में विद्यमान है। १३ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वे्द्रियबिवजितम्‌ । 
असक्त सर्वभच्चेव निर्गुण गुणभोक्त च ॥१४॥। 
सब इंद्वियों के गुणों का आभास उसमें मिलता है तो भी वह 
स्वरूप इंद्रिय-रहित और सबसे अलिप्त है तथापि सबको धारण 
करने वाला है। वह गुण-रहित होने पर भी गुणों का भोक्ता 
-है। १४ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव चः। 
सूक्ष्मत्वात्त दविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१४॥ 
वह भूतो के बाहर है और अंदर भी है। वह गतिमान है 
और स्थिर भी है । सूक्ष्म होने के कारण वह अकिज्ञेय है। वह दुर 
है और समीप भी है। 2 
टिप्पणी- जो उसे पहचानता है वह उसके अंदर है। गति 
और स्थिरता, शांति और अशांति हम लोग अनुभव करते हैं । 
` और सब भाव उसीमें से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह गतिमान 
' और स्थिर है । ; १५ 
डाविभक्तं च मृतेषु विभक्तमिव च स्थितम । 
भूतभत्‌ च तज्लेयंप्रसिष्णु प्रभविष्णु ख॥१६॥ 





तेरहवां अध्याय : क्षेत्रक्षेत्रज विभागयोग १२६ 


भूतों में वह अविभक्त है और विभक्त-सरीखा भी विद्यमान । 


है । वह जानने योग्य (ब्रह्म ) प्राणियों का पालक, नाशक और 
कर्ता है । sO 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
जञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥। १७।। 
ज्योतियों की भी वह ज्योति है, अंधकार से वह परे कहा 
जाता है । ज्ञान वही है, जानने योग्य वही है और ज्ञान से जो 
प्राप्त होता है वह भी वही है। वह सबके हृदय में मौजूद 
है। १७ 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भात्रायोपपद्यते ॥१८॥ 
इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में मैंने संक्षेप 
में बतलाया । इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को पाने योग्य 
बनता है । १५ 
प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी उप्तावषि । 
विकारांश्च गुणांश्चंव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१६॥ 
प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान । विकार और 
गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। १६ 
कार्यकरणकत्‌ त्वे ` हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्पते ॥२०॥ 
कार्य और कारण का हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष 
सुख-दुःख के भोग में हेतु कहा जाता है। [ २० 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भूङ्सते प्र कृतिजाच्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 


प्रकृति में रहनेवाला पुरुष प्रकृति भें उत्पन्न होनेवाले गुणों ` 


को भोगता है और यह गुण संग भली-बुरी योनि में उसके जन्म 
का कारण बनता है। २१ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोकता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 


Be 


TA 


१३० अनासक्तियोग 


टिष्पणी-प्रकृति को हम लोग लौकिक भाषा में माया के 
नाम से पुकारते हैं पुरुष जीव है । माया अर्थात्‌ मूलस्वभाव के 
वशीभूत हो जीव सत्त्व, रजस्‌ या तमस्‌ से होनेवाले कार्यो का 
फल भोगता है और इससे कर्मानुसार पुनजेन्म पाता है । 
इस देह में स्थित जो परमपुरुष है वह सवेसाक्षी, अनुमति 
देनेवाला, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहलाता 
है । २२ 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुण: सह्‌ । 
संथा वर्तमातोऽपि न स भूयोऽजिायते ॥॥२३।। 
जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और गुणमयी प्रकृति को जानता 
है, वह सब प्रकार के कार्यं करता हुआ भी फिर जन्म नहीं . 
पाता । २३ 
टिष्पणी--२, ६,१२ और अन्यान्य अध्यायों की सहायता 
से हम जान सकते हैं कि यह श्लोक स्वेच्छाचार का समर्थन 
करने वाला नहीं है, बल्कि भक्ति की महिमा बतलानेवाला है । 
कमै-मात्र जीवन के लिए बंधनकर्ता हैं, किन्तु यदि वह सब कर्म 
परमात्मा को अपर्ण कर दे तो वह वंधनमुक्त हो जाता है और 
इस प्रकार जिसमें से कर्तत्वरूपी अहंभाव नष्ट हो गया है और 
जो अंतर्यामी को चौबीस घंटे पहचान रहा है वह पाप कर्म कर 
ही नहीं सकता । पाप का मूल ही अभिमान है । जहां 'मैं' नहीं है 
वहां पाप नहीं है । यह शलोक पाप कर्म न करने की युक्ति बत- 
लाता है । 
ध्यानेनात्मनि पश्यस्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांर्पेत योगेन कमंथोगेत चापरे।२४॥ 
कोई ध्यान-मार्ग से आत्मा द्वारा आत्मा को अपने में देखता 
है, कितने ही ज्ञान-मागे से और दूसरे कितने ही कर्ममागं से ।२४ . 
अन्ये त्बेमवजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य: उपासते । 
तेऽपि चातितरस्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ।।२५॥। 
और कोई इन मार्गो को न जानने के कारण दूसरों से 





तेरहवां अध्याय : क्षेत्रक्षेत्रज्विभागयोग १३१ 


परमात्मा के विषय में सुनकर, सुने हुए पर श्रद्धा रखकर और 
उसमें परायण रहकर उपासना करते हैं और वे भी मृत्यु को 


तर जाते हैं २५ 
यावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावर जंगमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयसंयोगात्त द्विद्धि भरतबंभ ॥२६॥ 


जो कुछ चर या अचर वस्तु उत्पन्न होती है वह, है 
भरतर्षभ ! क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष के 
संयोग से उत्पन्न हुई जान । २६ 
सम सर्वेष भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
बिनिश्यत्स्वविनश्यन्तं य: पश्यति स पश्यति ॥२७॥॥ 
समस्त नाशवान प्राणियों में अविनाशी परमेश्‍वर को सम- 
भाव से मौजूद जो जानता है वही उसका जाननेवाला है। २७ 
समं पश्यन्हि सर्वत समवस्थितमौश्वरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
जो मनुष्य ईश्वर को सर्वत्र समभाव से अवस्थित देखता है 
वह अपने-आपका घात नहीं करता और इससे परमगति को 
पाता है । २८ 
टिप्पणी--समभाव से अवस्थित ईश्वर को देखनेवाला आप 
उसमें विलीन हो जाता है और अन्य कुछ नहीं देखता । इसलिए 
विकारवश न होकर मोक्ष पाता है; अपना शत्रु नहीं बनता । 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवेशः। 
यः पश्यति. तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥२९॥ 
सर्वत्र प्रकृति ही कर्म करती है ऐसा जो समझता है और 
इसीलिए आत्मा को अकर्तारूप जानता है वही जानता है । २६ 
टिप्पणी--कैसे, जैसे कि सोते हुए मनुष्य का आत्मा निद्रा 
का कर्ता नहीं है, कितु प्रकृति निद्रा का कर्म करती है;। निविकार 
मनुष्य के नेत्र कोई गंदगी नहीं देखते । प्रकृति व्यभिचारणी नहीं 
है । अभिमानी पुरुष जब उसका स्वामी बनता है तब उस मिलाप 
में से विषय-विकार उत्पन्न होते हँ । 


`को पाता है। 


१३२ अनासक्तियोग 


यदा भुतपृयग्सावमेकस्यमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्चते तदा ॥३०॥ 
जब वह जीवों का अस्तित्व पृथक्‌ होने पर भी एक में ही 
स्थित देखता है और इसीलिए सारे विस्तार को उसीसे उत्पन्न 
हुआ समझता है तब वह ब्रह्म को पाता है। ३० 
डिप्पणी--अनुभव से सबकुछ ब्रह्म में ही देखना ब्रह्म को 
प्राप्त करना है। उस समय जीव शिव से भिन्न नहीं रह 
जाता । 
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
हे कौंतेय ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गृण 
होने के कारण शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता और न 
किसीसे लिप्त होता है । ३१ 
यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वक्षावस्थितो देहे तयात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
जिस प्रकार सूक्ष्म होने के कारण सर्वव्यापी आकाश लिप्त 
नहीं होता, वैसे सब देह में रहनेवाला आत्मा लिप्त नहीं होता। 
३२ 
यथा प्रकाशयत्येकः छृत्स्नं लोकमिमं रविः। 
क्षेत्र क्षेत्री तथा छृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 


- जैसे एक ही सूर्ये इस समूचे जगत को प्रकाश देता है, वैसे 
“हे भारत ! क्षेत्री समूचे क्षेत्र को प्रकाशित करता है । ३३ 


क्षक्ष लज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा। 
भूतप्रकृतिमोक्ष' च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ . 
जो ज्ञानचक्षु द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद और प्रकृति के 
बंधन से प्राणियों की मुक्ति कँसे होती है-यह जानता है वह ब्रह्म 


. 3३ तत्सत 


A 


hg A 
हो. इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहम विद्यान्त- 


Mr 








चौदहवां अध्याय : गुणत्रयविभागयोग " १३२ 


रगत योगशास्त्र के श्रीङृष्णार्जुनसंवाद का क्षषेत्रक्षेत्रज्ञविभाग- 
योग” नामक तेरहवां अध्याय । 


5 0७ 6६ 
गुण त्रयविभागयोग 


गुणमयी प्रकृति का थोड़ा परिचय कराने के बाद स्वभावतः 
तीनों गुणों का वर्णन इस अध्याय में आता है और यह करते हुए 
गुणातीत के लक्षण भगवान गिनाते हैं। दूसरे अध्याय में जो 
लक्षण स्थितप्रज्ञ के दिखाई देते हैं, बारहवें में जो भक्त के 
दिखाई देते हैं, वैसे इसमें गुणातीत के हैं । 
ु श्रीमगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यञ्ज्ञात्वा मुनयः सर्व परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥ 
श्रीभगवान बोले-- 
ज्ञानों में जिस उत्तम ज्ञान का अनुभव करके सब मुनियों ने 
यह शरीर छोड़ने पर परम गति पाई है वह मैं तुझसे फिर 
कहूंगा । १ 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मस साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥ - 
इस ज्ञान का आश्रय लेकर जिन्होंने मेरे भाव को प्राप्त 
किया है उन्हें उत्पत्तिकाल में जन्मना नहीं पड़ता और प्रलय- 
काल में व्यथा भोगनी नहीं पड़ती । २ 
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधास्यहम्‌ । 
संभवः सवंभूतानां ततो भवति भारत॥३॥ 
हे भारत ! महद॒ब्नह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योनि है। उसमें. 
मैं गर्भाधान करता हुं और उससे प्राणीमात्र की उत्पत्ति होती 


है । * 2 रे 


१३४ अनासक्तियोग 


स्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या: । 
ताप्तां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥४॥ 
है कोतेय ! सब योनियों में जिन-जिन प्राणियों की उत्पत्ति 
होती है उनकी .उत्पत्ति का स्थान मेरी प्रकृति है और उसमें 
बीजारोपण करनेवाला पिता--पुरुष--मैं हूं । ॥0 
सतत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 
है महाबाहो ? सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ प्रकृति से उत्पन्न 
होनेवाले गुण हैं। वे अविनाशी देहधारी--जीव--को देह के 
संबंध में बांधते हैं । 4 
तल सत्त्वं नि्मलत्वात््रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥।६॥ 
इनमें सत्त्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और आरोग्य- 
कर है, और हे अनघ ! वह देही को सुख के और ज्ञान के संबंध 
में बांधता है । ६ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्ग समुद्‌मवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कोन्तेय क्मंसङ्गेन देहिनम्‌ ।।७॥ 
हे कौतेय ! रजोग्रुण रागरूप होने से तृष्णा और आसक्ति 
का भूल है, वह देहधारी को कर्मपाश में बांधता है। ७ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवंदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥५॥ 
हे भारत ! तमोगुण अज्ञानमूलक है। वह देहधारी मात्र 
को मोह में डालता है और वह देही को असावधानी, आलस्य 
तथा निद्रा के पाश में बांघता है । 
सत्वं सुखे संजयति रज: कर्मणि भारत। 
ज्ञानमादृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 
हे. भारत ! सत्त्व आत्मा को शांतिसुख का संग कराता है 
रजस्‌ कर्म का और तमस्‌ ज्ञान को ढ़ककर प्रमाद का संग कराता 
(a मु & 


८ 








1 


चोदहवां अध्याय : गुणत्रयविभागयोग १३५ 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं मवति भारत। 
रजः सत्वं तमश्चंव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
है भारत ! जब रजस्‌ और तमस्‌ दबते हैं तब सत्त्व ऊपर 
आता है, जब सत्त्व और तमस्‌ दबते हैं तब रजस और जब 
सत्त्व तथा रजस्‌ दबते हुँ तब तमस्‌ उभरता है। १० 
सबद्वारेषु देहेऽस्मिम्प्रकाश उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विद्याह्विव॒द्धं सत्त्वमित्युत ॥११॥ 
सब इंद्रियों द्वारा इस देह में जब प्रकाश और ज्ञान का 
उद्भव होता है तब सत्त्वगुण की वृद्धि हुई है ऐसा जानना 
चाहिए । ११ 
लोभ: प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामहामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे मरतर्षभ॥१२॥ 
है भरतर्षभ ! जबः रजोगुण की बृद्धि होती है तब लोभ 
त्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा का उदय होता 


वृ 
| 2९. 


श्र 
है 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्व॒ प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
हे कुरुनंदन ! जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब अज्ञान, 


मंदता, असावधानी और मोह उत्पन्न होता है। १३ 
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमला्प्रतिपद्यते ॥ १४।। 
सत्त्वगुण की वृद्धि हुई होने पर देहधारी मरता है तो वह 
उत्तम ज्ञातियों के निर्मल लोक को पाता है। १४ 


रजसि प्रलणं त्त्रा कर्मसङ्गिषु जायते। 
तथा प्रलोनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥। 
रजोगुण में मृत्यु होने पर देहधारी कमंसंगी के लोक में 
जन्मता है और तमोगुण में मृत्यु पानेवाला मूढ़योनि में जन्मता 
है। ; १५ . 


१३६ अनासक्तियोग 


टिप्पणी-कमंसंगी से तात्पये है मनुष्यलोक और मूढ़योनि 


से तात्पर्य है पशु इत्यादि लोक । 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सत्कर्म का फल सात्त्विक और निर्मल होता है । राजसी 
कर्म का फल दुःख होता है और तामसी कर्म का फल अज्ञान 
होता है । १६ 
टिप्पणी --जिसे हम लोग सुख-दु:ख मानते हैं यहां उस 
सुख-दुःख का उल्लेख नहीं समझना चाहिए। सुख से मतलब है 
आत्मानंद, आत्मप्रकाश । इससे जो उलटा है वह दुःख है। 
१७वें इलोक में यह स्पष्ट हो जाता है । 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोम एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
सत्त्वगुण में से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण में से लोभ 
और तमोगुण में से असावधानी, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता 
है। १७ 
ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: ॥ १८॥। 
सात्विक मनुष्य ऊंचे चढ़ते हैं, राजसी मध्य में रहते हैं और 
अंतिम गुणवाले तामसी अधोगति पाते हैं । १८ 
नान्यं गुणभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मदृभावं सोऽधिगच्छति॥। १९॥ 
ज्ञानी जब ऐसा देखता है कि गुणों के सिवा और कोई कर्ता 
नहीं है और जो गुणों से परे है उसे जानता है तब वह मेरे भाव 
को पाता है । १९ 
टिप्पणी--गुणों को कर्ता माननेवाले को अहंभाव होता 
ही नहीं । इससे उसके सब काम स्वाभाविक और शरीर-यात्रा 
भर के लिए होते हैं। और शरीर-यात्रा परमार्थ के लिए ही 
होती है, इसलिए उसके सारे कामों में निरंतर त्याग और 





चौदह॒वां अध्याय : गुणत्रयविभागयोग १३७ 


वैराग्य होना चाहिए । ऐसा ज्ञानी स्वभावतः गुणों से परे निर्गुण 
ईश्वर की भावना करता और उसे भंजता है । 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युज राइुःखं विमुक्तोऽमृत मश्नुते ॥२०॥ । 
देह के संग से उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणो को पार 
करके देहधारी जन्म, मृत्यु और जरा के दुःख से छूट जाता है 
और मोक्ष पाता है। २० 
अर्जुन उवाच डु 
कौलिङ्गस्तौन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कथं चेतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥२१॥ 
अर्जुन बोले 
हे प्रभो ! इन गुणों को तर जानेवाला किन लक्षणों से 
पहचाना जाता है ? उसके आचार क्या होते हैं? और वह 
तीनों गुणों को किस प्रकार पार करता है। २१ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च॒ प्रवृत्ति मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते। 
गुणा वतंन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३।। 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाशमक्ाञ्चनः । 
तुल्यप्रिया्रियो घीरस्तुल्यमिन्दात्महंस्सुति ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिल्षारिपक्षयोः। 
सर्वारम्भपरित्यामी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
श्रीभगवान बोले-- 
हे पांडव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्राप्त होने पर जो 
दुःख नहीं मानता और इनके प्राप्त न होने पर इनकी इच्छा 
नहीं करता, उदासीन की भांति जो स्थिर है, जिसे गुण विच- 
लित नहीं करते, गुण ही अपना काम कर रहे हैं यह मानकर - 
जो स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता, जो सुख-दुःख में 


१३८ अनासबितियोग 


सम रहता है, स्वस्थ रहता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने 
को समान समझता है, प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर 
एक समान रहता है, ऐसा बुद्धिमान जिसे अपनी निदा या स्तुति 
समान है, जिसे मान और अपमान समान है, जो मित्रपक्ष और 


शत्रुपक्ष में समान भाव रखता है और जिसने समस्त आरंभों का . 


त्याग कर दिया है, वह गुणातीत कहलाता है । 
२२-२३-२४-२५ 
टिप्पणी-२२ से २५ तक के श्लोक एक साथ विचारने 
योग्य हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह पिछले इलोक में कहे अनुसार 
क्रम से सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ के परिणाम अथवा चिह्नं हैं । 


७ ७ 


कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुणों को पार कर गया है, उसपर. _ 


उस परिणाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर प्रकाश की 
इच्छा नहीं करता, न प्रवृत्ति या जड़ता का द्वेष करता है। उसे 
बिना चाहे शांति है, उसे कोई गति देता है तो बंह उसका द्वेष 
नहीं करता । गति देने के बाद उसे ठहरा करके रख देता है तो 
इससे, प्रवृत्ति-गति वंद हो गई, मोह--जड़ता प्राप्त हुई, ऐसा 
सोचकर वह दुखी नहीं होता, वरन्‌ तीनों स्थितियों में बह एक 
समान वतंता है । पत्थर और गुणातीत में अंतर यह्‌ है कि गुणा- 
तीत चेतनमय है और उसने ज्ञानपूर्वंक गुणों के परिणामों का-- 
स्पर्श का त्याग किया है और जड़ --पत्थर-सा बन गया है। 
पत्थर गुणों का अर्थात प्रकृति के कार्यो का साक्षी है, पर कर्ता 
नहीं है, वैसे ज्ञानी उसका साक्षी रहता है, कर्ता नहीं रह्‌ जाता। 
ऐसे ज्ञानी के संबंध में यह कल्पना की जा सकती है कि वह 
२३वें इलोक के कथनानुसार गुण अपना काम किया करते हैं यह 
मानता हुआ विचलित नहीं होता और अचल रहता है, उदारीन- 
. सा रहता है--अडिग रहता है। यह स्थिति गुणों में तन्मय हुए 
हम लोग धैर्यपुर्वेक केवल कल्पना करके समझ सकते हैं, अनुभव 
नहीं कर सकते । परंतु उस कल्पना को दृष्टि में रखकर हम 'मैं' 
पनें को दिन-दिन घटाते जायं तो अंत में गुणातीत की अवस्था 





पन्द्रहवां अध्याय : पुरुषोत्तमयोग १३९ 


के समीप पहुंचकर उसकी झांकी कर सकते हैं । गुणातीत अपनी 
स्थिति का अनुभव करता है, वर्णन नहीं कर सकता । जो वर्णन 
कर सकता है वह गुणातीत नहीं है, क्योंकि उसमें अहंभाव 
मौजूद है। जिसे सब लोग सहज में अनुभव कर सकते हैं वह 
शांति, प्रकाश, 'धांधल'-प्रवृत्ति और जड़ता--मोह है। गीता में 
स्थान-स्थान पर इसे स्पष्ट किया है कि सात्त्विकता गुणातीत के 
समीप-से-समीप की स्थिति है इसलिए मनुष्यमात्र का प्रयत्न 
सत्त्वगुण के विकास करने का है। यह विश्वास रखे कि उसे 
गुणातीतता अवश्य प्राप्त होगी । 

मां चर योऽव्यभिचारेण भितयोगेन सेवते। 

स गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 

जो एकनिष्ठ भक्तियोग द्वारा मुझे सेता है वह इन गुणों को 

पार करके ब्रह्मरूप बनने योग्य होता है । २६ 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममतस्याव्ययस्य च। 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य च ॥२७॥ 


और ब्रह्म की स्थिति मैं ही हूं, शाइवत मोक्ष की स्थिति मैं 
हूं । वैसे ही सनातन धर्म की और उत्तम सुख की स्थिति भी मैं 
हीहूं। ' ९ २७ 
ॐ तत्सत्‌ 
इति श्रीम द्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्यान्त- 
गंत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुन-संवाद का 'गुणत्रयविभागस्रोग” 
नामक चौदहवां अध्याय । 


39५०3: 
पृरुषो त्त मयोग 


भगवान ने इस अध्याय में क्षर और अक्षर से परे अपना 
उत्तम स्वरूप समझाया है । 


१४० अनासक्तियोग 


श्री मगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
` छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवान बोले-- 
जिसका मूल ऊचे है, जिसकी शाखा नीचे है और वेद जिसके 
पत्ते हैं, ऐसे अविनाशी अर्वत्थ वृक्ष का बुद्धिमान लोगों ने वर्णन 
किया है, इसे जो जानते हैं वे वेद के जाननेवाले ज्ञानी हैं। १ 
टिप्पणी-'इवः' का अर्थ है आनेवाला कल। इसलिए 
अश्वत्थ का मतलब है आगामी कलतक न टिकनेवाला क्षणिक 
संसार । संसार का प्रतिक्षण रूपांतर हुआ करता है इससे वह 
अर्वत्थ है; परंतु ऐसी स्थिति में वह सदा रहनेवाला होने के 
कारण तथा उसका मूल उध्वं अर्थात्‌ ईश्वर है, इस कारण वह 
अविनाशी है उसमें यदि वेद अर्थात्‌ धर्म के शुद्ध ज्ञानरूपी पत्ते न 
हों तो वह शोभा नहीं दे सकता । इस प्रकार संसार का यथार्थ 
ज्ञान जिसे है और जो धर्म को जाननेवाला है वह ज्ञानी है। 
अधश्चोध्व॑ प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि ` मनुष्यलोके ॥२॥ 
गुणों के स्परे द्वारा बढ़ी हुई और विषयरूपी कोंपलोंवाली 
उस अश्वत्थ की डालियां नीचे-ऊपर फैली हुई हैं; कर्मो का 
बंधन करनेवाली उसकी जड़ें मनुष्य-लोक में नीचे फैली हुई 
। 
टिप्पणी--यह संसार-वृक्ष का अज्ञानी की दला 
वर्णन है। उसके ऊंचे ईश्वर में रहनेवाले मूल को वह नहीं 
देखता, बल्कि विषयों की रमणीयता पर मुग्ध रहकर, तीनों 
गुणों द्वारा इस वृक्ष का पोषण करता है और मनुष्यलोक में कर्म- 
पाश में बंधा हुआ रहता है। 





पंद्रहवां अध्याय : पुरुषोत्तमयोग १४१ 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्यमेन सुविरूढमुल- 
मसङ्गशस्दण दृढेन छित्त्वा ॥३॥ 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तेन्ति मुयः । 
तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्य 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ : 
उसका यथार्थ स्वरूप देखने में नहीं आता। उसका अंत 
नहीं है, आदि नहीं है, नींव नहीं है। खूब गहराई तक गई हुई 
जड़ोंवाले इस अक्वत्थ वृक्ष को असंगरूपी बलवान शस्त्र॑से काट- 
कर मनुष्य यह प्रार्थना करे 
“जिसने सनातन प्रवृत्ति-माया -को फँलाया है उस आदि 
पुरुष की मैं शरण जाता हूं।' और उस पद को खोजे जिसे 
पानेवाले को पुनः जन्म-मरण के फेर में पड़ना नहीं पड़ता । ३-४ 
टिप्पणी--असंग से मतलब है असहयोग, वै राग्य । जबतक 
मनुष्य विषयों से असहयोग न करे, उनके प्रलोभनों से दूर न 
रहे तबतक वह उनमें फंसता ही रहेगा । इस इलोक का आशय 
यह है कि विषयों के साथ खेल खेलना और उनसे अछूता रहना 
यह अनहोनी बात है। 
निर्मानमोहा जितसङ्भ दोषा 
अध्यात्मतित्या विनिवृत्तकामाः । 
हन्द्रेविमक्ताः सुखदुःखसंज्ञं- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
जिसने मान-मोह का त्याग किया है, जिसने आसक्ति से 
होनेवाले दोषों को दूर किया है, जो आत्मा में नित्य निमग्न है, 
जिसके विषय शांत हो गये हैं, जो सुख-दुःखरूपी ढंढों से मुक्त है 
वह ज्ञानी अविनाशी पद को पाता है। _ ५ 


१४२ अनासक्तियोग 


न तद्भासयते सूर्यो न शशाद्भो न पावकः। 
यद्गत्वा न निवतंस्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 
वहां सूर्य को, चंद्र को या अग्नि को प्रकाश नहीं देना 
पड़ता । जहां जानेवाले को फिर जन्मना नहीं पड़ता, वह मेरा 
परमधाम है । ६ 
ममेवांशो जोवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मनःषष्ठानीर्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषंति ॥७॥ 
मेरा ही सनातन अंश जीवलोक में जीव होकर प्रकृति में 
रहनेवाली पांच इंद्रियों को और मन को आकर्षित करता है । ७ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर: । 
गृहीत्वंतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥। 


(जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी) ईश्वर जब शरीर. 


धारण करता है या छोड़ता है तब यह उसी तरह (मन के साथ 
इंद्वियों को) साथ ले जाता.है । जैसे वायु आस-पास के मंडल में 
से गंध ले जाता है । द 
श्रोत्र॑ चक्षुः स्पेने च रसनं घाणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥९॥ 
और वह कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मनका 
आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। & 
टिप्पणी--यहां 'विषय' शब्द का अर्थ बीभत्स विलास नहीं 
है, बल्कि प्रत्येक इंद्रिय को स्वाभाविक क्रिया है, जैसे आंख का 
विषय है देखना, कान का सुनना, जीभ का चखना । ये क्रियाएं 
जब विकारवाली, अहंभाववाली होती हैं तब दूषित-बीभत्स 
ठहरती हैं । जब निविकार होती हैं तब बे निर्दोष हैं । बच्चा 
आंख से देखता या हाथ से छता हुआ विकार नहीं पाता, इस- 
लिए नीचे के इलोक में कहते हैं-- 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ 
. विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्ष षः ।। १० ॥ 
(शरीर का) त्याग करनेवाले या उसमें रहनेवाले अथवा 


पंद्रहवां अध्याय : पुरुषोत्तमयोग १४३ 


गुणों का आश्रय लेकर भोग भोगनेवाले को (इस अंशरूपी 
गा को), मूर्ख नहीं देखते, कितु दिव्यचक्षु ज्ञानी देखते 
| १० 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो ननं पश्यन्त्यचेतसः ॥११।। 
यत्न करते हुए योगीजन अपने में स्थित (इस ईश्वर) को 
देखते हैं। जिन्होंने आत्म-शुद्धि नहीं की है, ऐसे मूढ़जन यत्न 
करते हुए भी इसे नहीं पहचानते। ' ११ 
टिप्पणी--इसमें और नवें अध्याय में दुराचारी को भगवान 
ने जो वचन दिया है उसमें विरोध नहीं है। अकृतात्मा से तात्पर्ये 
है भक्तिहीन। स्वेच्छाचारी, दुराचारी जो नम्रतापूर्वक श्रद्धा से 
ईश्वर को भजता है वह आत्मशुद्ध हो जाता है ओर ईश्वर को 
पहचानता है । जो यम-नियमादि की परवाह न कर केवल बुद्धि- 
प्रयोग से ईश्वर को पहचानना चाहते हैं, वे अचेता--चित्त से 
रहित, राम से रहित, राम को.नहीं पहचान सकते । 
यदादित्यगतं तेजो. जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चारनो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
सूय में विद्यमान जो तेज समूचे जगत को प्रकाशित करता 
है और जो तेज चंद्र में तथा अग्नि में विद्यमान है, वह मेरा है, 
ऐसा जान । १२ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो मूर्वा रसात्मकः ॥। ॥। 
पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्तिसे मैं प्राणियों को धारण 
करता हूं और रसों को उत्पन्त करनेवाला चंद्र बनकर समस्त 
वनस्पतियों का पोषण करता हू । १३ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्चितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ . 
प्राणियों के शरीर का आश्रयं लेकर जठराग्नि होकर 
` प्राण और अपान वायु के द्वारा मैं चार प्रकार का अन्न 


१४४ अनासक्तियोग 


पचाता हूं । १४ 
स्वस्थ चाहं हृदि सं निविष्टो 
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । 
वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदबिदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
सबके हृदय में अधिष्ठित मेरे द्वारा स्मृति, ज्ञान और उनका 
अभाव होता है । समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हू, वेदों 
का जाननेवाला मैं हूं, वेदांत का प्रकट करनेवाला भी मैं ही 
हूं १५ 
द्वाविमो पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि . कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
इस लोक में क्षर अर्थात्‌ नाशवान और अक्षर अर्थात्‌ अवि- 
नाशी दो पुरुष हैं । भूतमात्र क्षर हैं और उनमें जो स्थिर रहने- 
वाला अंतर्यामी है वह अक्षर कहलाता है। १६ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 
यो लोकवयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः॥१७॥ 
इसके सिवा उत्तम पुरुष और है। वह परमात्मा कहलाता 
है । यह अव्यय ईश्वर तीनों लोक में प्रवेश करके उनका पोषण 
करता है । १७ 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके बेदे च प्रथित: पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
क्योंकि में क्षर से पर और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए 
वेदों और लोकों में पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूं । 
यो मामेवमसमूढो जानाति पुरुषोत्त मम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सवंभावेन भारत ॥ २९॥ 
है भारत ! मोहरहित होकर मझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार 
ह जानता है वह सब जानता. है और मुझे पूर्णभाव से भजता 
। १६ 


१८ 


सोलह॒वां अध्याय : देवासु रसंपद्विभागयोग १४५ 


इति गुह्यतमं शास्त्रमिदभुकतं मयातघ। 
एतद्बुष्वा बुद्धिमान्स्पात्कू कृत्पश्च भारत ॥२०॥ 
है अनध ! यह गुह्य-से-गृह्य शास्त्र मैंने तुझसे कहा । हे 
भारत ! इसे जानकर मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिमान बने 
और अपना जीवन सफल करे। २० 
ॐ तत्सत्‌ 
इस श्रीम दभगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌ ब्रह्मविद्यान्त- 
गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का “पुरुषोत्तमयोग' नामक 
पंद्रहवां अध्याय । 


2200. 
देवासुरसंपद्विभागयोग 


इस अध्याय में देवी और आसूरी संपद्‌ का वर्णन है । 
श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयों गव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥१॥ 
आहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपंशुनम्‌ । ` 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्वोरचापलम्‌ ॥२॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानित। 
भवन्ति . संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 
श्रीभगवान बोले 
हे भारत ! अभय, अंत:करण की शुद्धि, ज्ञान और योग में 
निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप,,सरलता, अहिसा, सत्य, 
अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन, भूतदया, अलोलुपता, मृदुता, 
मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, निरभि- 
मान--इतने गुण उसमें होते हैं जो देवी संपत्‌ को लेकर जन्मा 
है । | १-२-३ 


१४६ अनासङ्गितयोग 


टिप्पणी--दम अर्थात्‌ इंद्रियनिग्रह, अपैशुनं अर्थात्‌ किसी- 
की चुगली न करना, अलोलुपता अर्थात्‌ लालसा न रखना-- 
लंपट न होना, तेज अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकार की हीन-वृत्ति का 
विरोध करने का जोश, अद्रोह अर्थात्‌ किसी का बुरा न चाहना 
या करना । 
दस्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञाने चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥४।। 
दंभ, दपं, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, हे पार्थं ! इतने 
आसुरी संपत्‌ लेकर जन्मनेवालों में होते हैं । ४ 
टिप्पणी- जो अपने में नहीं है वह दिखाना दंभ है, ढोंग 
है, पाखंड है । दर्प यानी बड़ाई, पारुष्य कां अर्थ है कठोरता । 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
माशुचः संपदं दंवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५।। 
दैवी संपत्‌ मोक्ष देनेवाली. और आसुरी (संपत्‌) बंधन में 
डालनेवाली मानी गई है । हे पांडव! तू विषाद मत कर । तू दैवी 
संपत्‌ लेकर जन्मा है। प्‌ 
हो भूतसगो लोकेष्स्मिन्दैव आसुर एव च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथ मे शृणु ॥६॥ 
इस लोक में दो प्रकार की सृष्टि है-दैवी और आसरी । 
है पार्थ ! देवी का विस्तार से वर्णन किया गया। आसरी का 
(अब) सुन। क ३६ 
प्रवृत्ति च निर्वात्त च जना न विदुरासुराः। 
न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु बिद्यते ॥७॥ 
आसुर लोग यह नहीं जानते किं वृत्ति क्या है, निवृत्ति 
क्या है । वैसे ही उन्हें शौच का, आचार का और सत्य का भान 
नहीं है । 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
_ ` मएरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकभ्‌ Ns 
थे मलै हैं, जगत असत्य, निराधार और ईइवररहित है । 


७ 


सोलह॒वां अध्याय : देवासुरसंपद्‌विभागयोग १४७ 


केवल नर-मादा के संबंध से हुआ है । उसमें विषय-भोग के सिवा 
और क्या हेतु हो सकता है ? ऽ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । 
अभरन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ६॥ 
भयंकर काम करनेवाले, मंदमति, दुष्टाण इस अभिप्राय 
को पकड़े हुए जगत के शत्रु, उसके नाश के लिए उत्पन्न होते हैं । 
& 
काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रतन्तेश्शुचिव्रताः ॥१०॥ 
तृप्त न होनेवाली कामनाओं से भरपूर, दंभी, मानी, मदांध, 
ई निश्चयवाले मोह से दुष्ट इच्छाएं ग्रहण करके प्रवृत्त होते 
। ॥ १० 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥११॥ 
आशापाशशतेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः। 
ईहन्ते कामभो गार्थंमन्यायेनायंसंचयान्‌ ॥१२॥ 
प्रलयपर्यंत अंत ही न होनेवाली ऐसी अपरिमित चिता का 
आश्रय लेकर, कामों के परमभोगी, 'भोग ही सर्वस्व है', ऐसा 
निश्चय करनेवाले, सैकड़ों आशाओं के जाल में फंसे हुए, कामी, 
क्रोधी, विषय-भोग के लिए अन्यायपूर्वक धन-संचय की चाह 
रखते हैं । ११-१२ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्यस्ये मनो रथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 
असौ मया हतः शबुहेनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्धुखी॥१४॥ 
आढयोऽभिजनवानस्मि 
कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य 
इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 


१४८ अनासक्तियोग 


अनेकचित्तविश्लान्ता मोहजालसमावृताः। 
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥१६॥ 
आज मैंने यह पाया, यह मनोरथ (अब) पूरा करू गा, 
इतना धन मेरे पास है, फिर कल इतना और मेरा हो जायगा, 
इस शत्रु को तो मारा, दूसरे को भी मारू गा, मैं सर्वेसंपन्न हूं 
भोगी हु, सिद्ध हूं, बलवान हूं, सुखी हूं, मैं श्रीमान हूं, कुलीन हूं, 


मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ करू गा, दान दूंगा, मौज. 


करू गा--अज्ञान से मूढ़ हुए लोग ऐसा मानते हैं और अनेक 
-त्रांतियों में पड़े, मोहजाल में फंसे, विषयभोग में मस्त हुए अशुभ 
नरक में गिरते हैं । १३-१४-१५-१६ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वक्षम्‌ ॥१७॥। 
अपने को बड़ा माननेवाले, अकड़बाज, धन तथा मान के 
मद में मस्त हुए (ये लोग) दंभ से और विधिरहित नाममात्र के 


ही यज्ञ करते हैं। | १७ 
अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता:। 
मामात्मपरदेहेषु प्रषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८॥। 


अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लेनेवाले, 
निदा करनेवाले और उनमें तथा दूसरों में रहनेवाला जो मैं, 
उसका वे द्वेष करनेवाले हैं । १८ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजन्नमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥ 
इन नीच, द्वेषी, क्रूर अमंगल नराधमों को मैं इस संसार 
की अत्यंत आसुरी योनि में ही बारबार डालता हूं १६ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्सनि जन्मनि। 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधप्रां गतिम ॥२०॥ 
हे कौतेय ! जन्म-जन्म आसुरी योनि को पाकर और मुझे 
न पाने से मूढ़ लोग इससे भी अधिक अधम गति पाते हैं। २० 


सोलह॒वां अध्याय : दैवासुरसंपद्विभागयीग १४९ 


लिविघं नरकस्पेदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥। 
आत्मा का नाश करनेवाले नरक के ये त्रिविध द्वार हैं-- 
काम, क्रोध और लोभ । इसलिए इन तीन का मनुष्य को त्याग 
करना चाहिए । २१ 
एतेविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्तिभिनेर:। 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
हे कौतेय ! इस त्रिविध नरकद्वार से दूर रहनेवाला मनुष्य 
आत्मा फे-कल्याण का आचरण करता है ओर इससे परम गति 
को पाता है। २२ 
यः शास्तविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 
जो मनुष्य शास्त्रविधि को छोड़कर स्वेच्छा से भोगों में 
लीन होता है वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है, न परमगति 
पाता है । २३ 
टिप्पणी-शास्त्रविधि का अर्थ धर्म के नाम से माने जाने- 
बाले ग्रंथों में वतलाई हुई अनेक क्रियाएं नहीं, बल्कि अनुभव- 
ज्ञानवाले सत्पुरुषों का अनुभव किया हुआ संयम-मार्ग है । 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
जञात्वा झास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तमिहाहसि॥२४॥ 
इसलिए कार्यं और अकार्य का निर्णय करने में तुझे शास्त्र 
को प्रमाण मानना चहिए । शास्त्र-विधि क्या है, यह जानकर 
यहां तुझे कर्म करना उचित है । F २४ 
टिप्पणी--जो ऊपर बतलाया जा चुका हैँ, शास्त्र का वही 
अर्थ यहाँ भी हैँ । सवको निज-निज के नियम बनाकर स्वेच्छा- 
चारी न बनना चाहिए, बल्कि धर्म के अनुभवी के वाक्य को 
प्रमाण मानना चाहिए, यह इस रलोक का आशय हूँ। 
इति श्रीम दभगव द्गीता रूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म विद्यान्त 


iit 


१५० अनासक्तियोग 


गंत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का 'दैवासुरसंपद्विभाग- 
योग' नामक सोलहवां अध्याय । 


EI 
श्रद्धात्रयविभागयोग 


शास्त्र अर्थात्‌ शिष्टाचार को प्रमाण मानना चाहिए, यह 
सुनकर अर्जुन को शंका हुई कि जो शिष्टाचार को न मान सके, 
पर श्रद्धापूर्वक आचरण करे उसकी कैसी गति होती है । इस 
अध्याय में इसका उत्तर देने का प्रयत्न है, परंतु शिष्टाचाररूपी 
दीपस्तंभ छोड़ देने के बाद की श्रद्धा में भयो की संभावना 
बतलाकर भगवान ने संतोष माना है । इसलिए श्रद्धा और 
उसके आधार पर होनेवाले यज्ञ, तप, दान आदि के गुणानुसार 
तीन भाग करके दिखाये हैं और “5 तत्सत्‌' की महिमा गाई है । 

अर्जून उवाच 
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तत्राहो रजस्तमः ।। १॥। 
अर्जुन बोले-- 

'हे कृष्ण ! शास्त्रविधि अर्थात्‌ शिष्टाचार की परवा न 
कर जो केवल श्रद्धा से ही पूजादि करते हैं उनकी गति कैसी 
होती है ? -सात्तिवक, राजसी व तामसी ? १ 
1 श्रीभगवानुवाच 

बिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चंव तामसो चेति तां श्यूणु ॥२॥ 
श्री भगवान बोले - डो 
मनुष्य में स्वभाव से ही तीन प्रकार की श्रद्धा अर्थात 
सात्त्विक, राजसी और तामसी होती है, वह तू सुन। र्‌ 








सत्रहवां अध्याय : श्रद्धातय विभागयोग १५१ 


सत्त्वानुरूपा सवंस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यज्छद्धः स एव सः॥।३॥ 
हे भारत ! सबकी श्रद्धा अपने स्वभाव का अनुसरण 
करती है। मनुष्य में कुछ-न-कुछ श्रद्धा तो होती ही है। जैसी 
जिसकी श्रद्धा, वैसा वह होता है। 
यजन्ते सात्त्विका देत्रान्यक्षरक्षांसि राजसः: । 
प्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 
सात्तिवक लोग देवताओं को भजते हैं, राजस लोग यक्षों 
और राक्षसों को भजते हैं और दूसरे तामस लोग भूतप्रेतादि को 
भजते हैं । ¥ 
अशास्क्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना:। 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 
कष यन्त शरीरस्थं भतग्राममचेतसः। 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्वयवासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 
दंभ और अहंकारवाले, काम और राग के बल से प्रेरित 
जो लोग शास्त्रीय विधि से रहित घोर तप करते हैं, वे मूढ़ लोग 
शरीर में स्थित पंच सहाभूतों को और अन्तःकरण में विद्यमान 
मुझको भी कष्ट देते हैं । ऐसों को आसुरी निश्चयवाला जान। 
५-६ 
आहारस्त्ववि सर्व॑स्य लिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृण ॥\७॥ 
आहार भी तीन प्रकार से प्रिय होता है । उसी प्रकार यज्ञ, 
तप और दान (भी तीन प्रकार से प्रिय होता) है । उसका यह 
भेद तू सुन । ७ 
आयुःसत्त्वबलारोग्य- 
_ सुखप्रीतिविवर्धना: । 
रस्याः स्निग्धा: स्थिरा हृद्या 
आहारां सात्विर्कप्रयाः।।८॥ 
आयुष्य, सात्त्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ाने 


१५२ अनासक्तियोग 


वाले, रसदार, चिकने पौष्टिक और मन को रुचिकर आहार - 
सात्त्विक लोगों को प्रिय होते हैं । ८ 
. कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरक्षविदाहिन: । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥६॥ 
तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, चरपरे, रूखे, दाहकारक 
आहार राजस लोगों को. प्रिय होते हैं और वे दुःख, शोक तथा 
रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं । & 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥॥१०॥ 
पहर भर से पड़ा हुआ, नीरस, दुर्गंधित, बासी, जूठा, अप- 
वित्र भोजन तामस लोगों को प्रिय होता है । १० 
अफलाकाइक्षिभियंज्ञो जिधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥११॥ 
जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विधिपूर्वक कर्तव्य 
समझकर, मन को उसमें पिरोकर होता है वह यज्ञ सात्त्विक है । 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । र 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं बिद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
है भरतश्चेष्ठ ! जो फल के उद्देश्य से ओर दंभ से होता 
है उस यज्ञ को राजसी जान। १२ 
विधिहीनमपृष्टान्तं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ \ 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
जिसमें विधि नहीं है, अन्न की उत्पत्ति नहीं है, मंत्र नहीं 
है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञ को बुद्धिमान लोग 
तामस यज्ञ कहते हैं । १३ 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपुजन ज्ौचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च झारीरं तप उष्यते ॥१४॥ 
देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी की पूजा, पावत्रता, सरलता, 
ब्रह्मचर्य, अहिसा--यह शारीरिक तप कहलाता है । १४ 





सत्रहवा अध्याय : थद्धात्रयविभागयोग १५२ 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५। त 
दुःख न देनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकर वचन तथा धमग्न 


का अभ्यास-यह वाचिक तप कहलाता है । १५ 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं सौसमात्मविनि ग्रह: । 
भाव्रसंशुद्धिरित्यतत्तपो मानसमुच्यते ।॥१ ६॥ 

मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, भावना- 
शुद्धि यह मानसिक तप कहलाता है । १६ 


श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे: । 
अफलाका 5 ज्षिभियुक्त: सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
समभावयुक्त पुरुष जव फलेच्छा का त्याग करके परम 
श्रद्धापूर्वक यह तीन प्रकार का तप करते हैं तब उसे बुद्धिमान 
लोग सात्विक तप कहते हैं । १७ 
सत्कारमानपूजार्यं तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्र वम्‌ ॥९८॥ 
जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दंभपूर्वक होता है वह 
अस्थिर और अनिश्चत तप, राजस कहलाता हैं । १८ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थं चा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१९॥ 
जो तप कष्ट उठाकर, डुराग्रहपूर्वक अथवा दूसरे के नाश 
के लिए होता है वह तामस तप कहलाता है । १६ 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे! 
देशे काले च पात्र च तद्दानं सास्विकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
देना उचित है ऐसा समझकर, बदला मिलने की आशा के 
बिना देश, काल और पात्र को देखकर जो दान होता है उसे 
सात्विक दान कहा है। २० 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ . 
जो दान बदला मिलने के लिए अथवा फल को लक्ष्य कर 


१५४ अनासक्तियोग 


और दु:ख के साथ दिया जाता है वह राजसी दान कहा गया 


है। २१ 
अदेशकाले यद्दानमपातेभ्यश्च दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 

देश, काल और पाल्न का विचार किये बिना, बिना मान 
का, तिरस्कार से दिया हुआ दान तामसी कहलाता है। २२ 


३ॐ+तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्तिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाशच विहिता: पुरा॥२३॥ 
ब्रह्म का वर्णन'% तत्सत्‌’ इस तरह तीन प्रकार से हुआ 
हैं और इसके द्वारा पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निमित 
हुए । २३ 
_तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। 
प्रवतंन्ते विधानोकताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
इसलिए ब्रह्मवादी 'ॐ' का उच्चारण करके यज्ञ, दान और 
तपरूपी क्रियाएं सदा विधवत्‌ करते हैं । २४ 
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाःक्रियन्ते मोक्षकाइक्षिभिः ॥२५।। 
और मोक्षार्थी 'तत्‌' का उच्चारण करके फल की आशा रख 
बिना यज्ञ, तप और दानरूपी विविध क्रियाएं करते हैं। २५ 
सद्भाव साधुभावे च सदित्येतत्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छःदः पाथं युज्यत ।।२६॥ 
सत्य और कल्याण के अर्थ में 'सत' शब्द का प्रयोग होता 
है। और हे पार्थ ! भले कामों में भी सत” शब्द व्यवहृत 


होता है । २६ 


यज्ञ तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते । 
कर्म चेव तदर्थोयं सदित्येवाभिधीयते ॥॥२७॥ ` 
. यज्ञ, तप और दान में दृढ़ता को भी सत कहते हैं । तत के 
निमित्त ही कमं है, ऐसा संकल्प भी सत्‌ कहलाता है। २७ 





अठारहवां अध्याय : संन्यासयोग १५५ 
टिप्पणी--उपर्युक्त तीन इलोकों का भावार्थ यह्‌ हुआ कि 
प्रत्येक कर्म ईंशवरार्पेण करके ही करना चाहिए, क्योंकि ओम 
ही सत्‌ है, सत्य है । उसे अर्पण किया हुआ ही फलता हैं । 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं छृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत््रेत्य नो इह्‌ ॥२८॥ 
हे पार्थ ! जो यज्ञ, दान, तप, या दूसरा कार्य बिना श्रद्धा के 
होता है वह असत्‌ कहलाता है। वह तो न यहां के काम का है, 
न परलोक के | २८ 
ॐ तत्सत्‌ 
इति श्रीम द्‌ भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म विद्यान्त- 
गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का श्रद्धात्रयविभागयोग, 
नामक सत्रहवां अध्याय । 


22८: 
संन्यासयोग 


इस अध्याय को उपसंहाररूप मानना चाहिए । इस अध्याय 
का या गीता का प्रेरक मन्त्र यह कहा जा सकता है--'सब धर्मों 
- को तजकर मेरी शरण ले ।' यह सच्चा संन्यास है, परंतु सब धर्मो 
के त्याग का मतलव सब कर्मों का त्याग नहीं है। परोपकार के : 
कर्मों में भी जो सर्वोत्कृष्ट कर्म हों उन्हें उसे अर्पण करना और 
फलेच्छा का त्याग करना, यह सर्वधर्मत्याग या संन्यास है । 
2 अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तस्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हूषीकेश पृथवकेशिनिषदन ॥१।। 
हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिबदन |" स और 
त्याग का पृथक्‌-पृथक रहस्य मैं जानता चाहता हूं । १ 


१५६ अनासक्तियोग 


श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कमंणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकमंफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
काम्य (कामना से उत्पन्न हुए) कर्मो के त्याग को 
ज्ञानी संन्यास के नाम से जानते हैं । समस्त कर्मो के फल के त्याग 
को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं । २ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुर्मनौषिणः। 
यज्ञटानतप:कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
कितने ही विचारवान पुरुष कहते हैं कि कर्ममात्र दोषमय 
होने के कारण त्यागने योग्य हैं । दूसरों का कथन है कि यज्ञ, 
दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं । ३ 
निश्चयं श्पृणु मे तब त्यागे भरतसत्तम। 
` त्यागो हि पुरुषव्याघ्र लिविधंः संप्रकोतित: ॥४॥ 
हे भरतसत्तम ! इस त्याग के विषय के मेरा निर्णय सुन। 
हे पुरुषव्याघ्र ! त्याग का तीन प्रकार से वर्णन किया गया है। 
Rf 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चंव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
यज्ञ, दान और तपरूपी कर्म त्याज्य नहीं है वरन्‌ करने 
योग्य हैं । यज्ञ, दान और तप विवेकी को पावन करनेवाले हैं । ५ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गत्यकत्वा फलानि च। 
कतंव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
हे पार्थं ! ये कर्मे भी आसक्ति और फलेच्छा का त्याग 
करके करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चत उत्तम अभिप्राय है। ६ 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः।।७।। 


नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है । मोह के वश होकर : 


उसका त्याग किया जाय तो वह त्याग तामस माना जाता है। 
७ 


१९0 पै 


अठारहवां अध्याय : संन्यासयोग १५७ 


दुःखमित्येव यत्कमं कायक्लेशमयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लमेत्‌ ॥॥८॥ 
दुःखकारक समझकर कायाकष्ट के भय से जो कर्म का 
त्याग करता है वह राजस त्याग है और इससे उसे त्याग का 
फल नहीं मिलता है । ८ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेष्जुन । 
संगं त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग: सात्विको मत: ॥९॥॥ 
हें अर्जुन ! “करना चाहिए! ऐसा समझकर जो नियत 
कमें संग और फल को त्यागकर किया जाता है वह त्याग ही 
सात्त्विक माना गया है । & 
न द्वेष्ट्यकुशलं कसे कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥। १०॥ 
संशयरहित हुआ, शुद्ध भावनावाला,त्यागी और बुद्धिमान 
असुविधाजनक कमं का द्वेष नहीं करता, सुविधावाले में लीन 
नहीं होता । १० 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥॥११॥ 
कर्म का सर्वथा त्याग देहधारी के लिए संभव नहीं है; परंतु 
जो कर्म-फल का त्याग करता है वह त्यागी कहलाता है। ११ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च लिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥ १२॥ 
त्याग न करनेवाले के कर्मे का फल कालांतर मेंतीन | 
प्रकार का होता है। अशुभ, शुभ और शुभाशुभ | जो त्यागी | 
(संन्यासी) है उसे कभी नहीं होता । 02828 
पञ्चेतानि महाबाहो कारणाति निबोध मे। ५ 
सांख्पे कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवंक्मणाम्‌ ॥१३॥। | 
हे महाबाहो! कर्ममात्र की सिद्धि के विषय में सांख्यशास्त्र. 
में पांच कारण कहे गये हैं । वे मुझसे जान। १३ | । 


Se न न पक) 





१५८ अनासक्तियोग 


अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चवाल्ल पञ्चमस्‌ ॥१४॥ 
वे पांच ये हैं-क्षेत्र, कर्ता, भिन्न-भिन्त साधन, भिन्न- 
भिन्न क्रियाएं और पांचवां दैव । १४ 
शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कमं प्रारभते नरः। 
स्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्थ हेतयः ॥ १५॥ 
शरीर, वाचा अथवा मन से जो कोई भी कर्म मनुष्य नीति- 
सम्मत या नीतिविरुद्ध करता है उसके ये पांच कारण होते हैं। 
१५ 
तव्षेवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । 
.__ पश्यत्यकृतबुद्धित्वाज्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 

.. ऐसा होने पर भी, असंस्कारी बुद्धि के कारण जो अपने को 
ही कर्ता मानता है वह दुर्मति कुछ समझता नहीं है। १६ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 

हत्वापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७।॥। 

जिसमें अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है, 

द इस जगत को मारते हुए भी नहीं मरता, न बंधन में पड़ता 
। 
भुलावे में डालनेवाला है। गीता के अनेक इलोक काल्पनिक 
आदर्श का अवलंबन करनेवाले हैं। उसका सच्चा नमूना जगत 
में नहीं मिल सकता और उपयोग के लिए भी जिस तरह रेखा- 
गणित में काल्पनिक आदर्श आकृतियों की आवश्यकता है उसी 
तरह घमे-व्यवहार के लिए है। इसीलिए इस इलोक का अर्थ इस 
प्रकार किया जा सकता है.--जिसकी अहंता नष्ट हो गई है और 
जिसकी बुद्धि में लेशमात्न भी मैल नही है, उसके लिए कह 
सकते हैं कि वह भले ही सारे जगत को मार डाले ; परंतु जिसमें 
अहंता नहीं है उसे शरीर ही नहीं है। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है 


७ 
टिप्पणी--ऊपर-ऊपर से पढ़ने पर यह इलोक मनुष्य का 


` वह तिकालदर्शी है। ऐसा पुरुष तो केवल एक भगवान है। बह | 


MotB 


हि 


अठारहवां अध्याय : संन्यासयोग RIS 


करते हुए भी अकर्ता है, मारते हुए भी अहिंसक है । इससे मनुष्य 
: के सामने तो एक न मारने का और शिष्टाचार--शास्त्र--का 
ही मागे है। 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता लिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
कर्म की प्रेरणा में तीन तत्त्व विद्यमान हैं--ज्ञान, ज्ञेय और 
परिज्ञाता । कर्म के अंग तीन प्रकार के होते हैं--इंद्रियां, क्रिया 
और कर्ता । १८ 
टिप्पणी-इसमें विचार और आचार का समीकरण है। 
पहले मनुष्य कर्त्तव्य कर्म (ज्ञेय), उसकी विधि (ज्ञान) को 
जानता है--परिज्ञाता बनता है। इस कर्मप्रेरणा के प्रकार के 
बाद वह्‌ इंद्रियों (करण) द्वारा क्रिया का कर्ता बनता है । यह . 
कर्मसंग्रह है । 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च खिधेव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ।।१९॥ 
ज्ञान, कर्मं और कर्ता गुणभेद के अनुसार तीन प्रकार के 
हैं । गुणगणना में उनका जैसा वर्णन किया जाता है वैसा सुन। 
१६ 
सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२०।। 
जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भूतों में एक ही अविनाशी 
भाव को और विविधता में एकता को देखता है उसे सात्विक 
ज्ञान जान । २० 
पृथक्त्वन तु यज्ज्ञानं | 
नानाभावान्पृग्विधान्‌ । 
बति सर्वेष भूतेषु 
तञ्शान विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
भिन्न-भिन्न (देखने में) होने के कारण pd Sl में 
जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्त विभक्त भावों को देखता है 





१६० अनासक्तियोग 


उस ज्ञान को राजस जान | २१ 
यतु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्य सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्तवार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


जिसके द्वारा एक ही कार्य में बिना किसी कारण के सब' 


आ जाने का भास होता है, जो रहस्यरहित और तुच्छ है वह 
तामस ज्ञान कहलाता है । २२ 
नियतं सङ्करहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥ 
फलेच्छारहित पुरुष का आसक्ति और राग-द्वेष के विना 
किया हुआ नियत कम सात्त्विक कहलाता है । २३ 
टिप्पणी (देखो, टिप्पणी अध्याय ३-८ ) 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
भोग की इच्छा रखनेवाले जिस कार्य को 'मैं करता हुँ, इस 
भाव से बड़े आयासपूर्वक करते हैं वह राजस कहलाता है। २४ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेध्य च पौरुषस । 
सोहादारभ्यते कर्न यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
मनुष्य जो काम परिणाम का, हानि का, हिसा का और 
अपनी शक्ति का विचार किये बिना, मोह के वश होकर आरंभ 
करता है वह तामस कर्म कहलाता है। २५ 
मुक्तसङ्गोश्नहंवादी 
घत्युत्साहसमन्वितः 
सिद्धयसिद्धयोनिविकारः 
कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ ; 
जो आसक्ति औरु अहंकाररहित है, जिसमें दढता और 
उत्साह है, जो सफलता-निष्फलता में हष-शोक नहीं करता है 
वह सात्त्विक कर्ता कहलाता है । : ड ड़ 
रागी कर्मफनप्रेप्सुलुब्धो हिसात्मकोष्शाचि: । 
हषंशोकान्वितःकर्ता राजसः परिकीतितः ॥२७॥ 


— ० 


a 





अठारहवां अध्याय : संन्यासयोग १६१ 


जो रागी है, जो कर्मफल की इच्छावाला है, लोभी है, 


हिसावान है, हर्ष और शोकवाला है, वह राजस कर्ता कहलाता _ 


है। २७ 
अयुक्तः प्राक्कतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोऽलसः। 
बिषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 
जो अव्यवस्थित, असंस्कारी, झक्की, झूठ, नीच, आलसी, 
अप्रसन्नचित्त और दीषंसूत्री है, वह तामस कर्ता कहलाता है । 
२्‌८ 
बुद्धभदै धृतेश्चेव गुणतस्वितिधं श्रृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
हे धनंजय ! बुद्धि और धृति के गुण के अनुसार पूरे और 
पृथक्‌-पृथक्‌ तीन प्रकार कहता हूं, उन्हें सुन । २९ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयामये । 
बन्धं मोक्षं च या वत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३०॥ 
प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बंधन, मोक्ष 
का भेद जो बुद्धि (उचित रीति से) जानती है वह सात्त्विक 
बुद्धि है। ३० 
यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्यं राजसी ॥३१॥ - 


जो बुद्धि धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्यं का विवेके गलत | 


ढंग से-करती है, वह बुद्धि, हे पार्थे ! राजसी है । ३१ 
अधर्मं धर्ममिति या सन्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥३२॥ 

हे पार्थ! जो बुद्धि अंधकार से घिरी हुई है, अधर्म को घर्म 
मानती है और सब बातें उलंटी ही देखती है वह तामसी है । 
5264 0 २7९ 
धृत्या यया धारयते 
सनःप्राणेर्द्रियक्रियःः । 





१६२ अनासबितयोग 


योगेनाव्यभिचारिण्या 
धृतिः सा पार्यं सात्त्विकी ॥३३॥ आह 

हे पार्थ ! जिस एकनिष्ठ धृति से मनुष्य मन, प्राण ३ 
इंद्रियों की क्रिया को साम्यबुद्धि से धारण करता है, वह धृति 
सात्त्विक है। ३३ 

यया तु धर्मकामार्थन्धित्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थं राजसी ॥३४॥ 

ह पार्थं ! जिस धृति से मनुष्य फलाकांक्षी होकर धर्म, 
काम और अर्थ को असक्तिपूर्वक धारण करता है वह धृति 
राजसी है। ३४ 

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं _मदमेव च । 
न विमुञ्चति दुमधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥३५॥ 

जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, निराशा और 
मद को छोड़ नहीं सकता, हे पार्थ ! वह्‌ तामसी धृति है। ३५ 

सुखं त्विदानीं लिविधं श्पृणु से भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यल दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमुतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं ्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्‌ ॥३७॥ 

हैं भरतर्षभ ! अब तीन प्रकार के सुख का वर्णन मुझसे 
सुन । जिसके अभ्यास से मनुष्य प्रसन्न रहता है, जिससे दुःख का 
अंत होता है, जो आरंभ में विषसमान लगता है, परिणाम में 
अमृत-जैसा होता है, जो आत्म-ज्ञान क्री प्रसन्नता में से उत्पन्न 
होता है, वह सात्त्विक सुख कहलाता है। ३६-३७ 

४ विषयेन्द्रियसंयोगाद्य त्त दग्रेऽमृतोपमम्‌ 1 
परिणासे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
बिषय और इंद्वियों के संयोग से जो आरंभ में र समान 





-> ~ 





अठारहवां अध्याय : संन्यासयोग १६३ 


यदग्ने चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमा दोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।।३६॥ 
जो आरंभ में और परिणाम में आत्मा को मोहग्रस्त करने 
वाला और निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद में से उत्पन्न हुआ है, 
वह तामस सुख कहलाता है । ३६ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु दा पुन: । 


° 


सत्वं प्रकृतिजेर्मुक्तं यदेभिः स्यात्विविर्गुण: ॥४०॥ 
पृथ्वी में या देवताओं के मध्य स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं 
है जो प्रकृति में उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से मुक्त हो। ४० 
ब्राह्मणक्षल्तियविश्ञां शूद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभरवं गुण: ॥४१॥ 
हैं परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र के क्रमों के 
भी उनके स्वभाजन्य गुणों के कारण विभाग हो गये हैं। ४१ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ।।४२॥। 
शम, दस, तप, शोच क्षमा, सरलता ज्ञान, अनुभव, 
आस्तिकता--ये ब्राह्मण के स्वभावजन्य कर्म हैं । ४२ 
शोर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानसीश्वरभावश्च क्षाव कर्म स्वभाँवजस्‌ ।।४३॥ 
शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान, 
शासन--िे क्षत्रिय के स्वभावजन्य कर्म है। ४३ . 
छृदिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म शाद्रस्थाणि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ है 
खेती, गोरक्षा, व्यापार--ये वैश्य के स्वभावजन्य कमे हैं । 
और शूद्र का स्वभावजन्य कर्म सेवा है! no 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिड्टि लभ्ते नरः ` 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुन्‌ ॥४४॥ | 
स्वयं अपने कमं में रत रहकर पुरुष मोक्ष पाता 
कमं में रत हुआ मनुष्य किस प्रकार मोक्ष 










१६४ अनासक्तियोग 


यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवंमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि दिन्दति मानवः ॥४६॥ 
जिसके द्वारा प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिसके 
द्वारा यह सारे-का-सारा व्याप्त है उसे जो पुरुष स्वकम द्वारा 
भजता है वह मोक्ष पाता है। ४६ 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषस्‌ ॥४७॥ 
परधमं सुकर होने पर भी उससे विगुण स्वधर्म अधिक 
अच्छा है । स्वभाव के अनुरूप कर्म करनेवाले मनुष्य को पाप 
नहीं लगता है । ४७ 
टिप्पणी--स्वधम अर्थात्‌ अपना कत्तैव्य । गीता की शिक्षा 
का मध्यविदु कर्मफल त्याग है और स्वकर्म की अपेक्षा अधिक 
उत्तम कत्तेव्य खोजने पर फल त्याग के लिए स्थान नहीं रहता, 
इसलिए स्वधर्म को श्रेष्ठ कहा है। सब धर्मों का फल उसके 
पालन में आ जाता है । | 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वारम्भा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवावृता ॥४८॥ 
हे कोतेय ! स्वभावतः प्राप्त क्म, सदोष होने पर भी 
छोड़ना न चाहिए । जिस प्रकार अग्नि कें साथ धुएं का संयोग 
है उसी प्रकार सब कामों के साथ दोष मौजूद है। ४८ 
असक्तबुद्धिः सर्वं जितात्मा विगतस्पहः। 
नेष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥४९॥ 
जिसने सब कहीं से आसक्ति को खींच लिया है, जिसने 
कामनाओं को त्याग दिया है, जिसने मन को जीत लिया छः 
वह संन्यास द्वारा निष्कामता रूपी परम सिद्धि पाता ठा ५ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥। 
हे कौतेय ! सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य ब्रह्म को किस 
प्रकार पाता है, सो मुझसे संक्षेप में सुन। ज्ञान की पराकष्ठा 





| 





अठारहृवां अध्याय : संन्यासयोग १६५ 


बुद्य बिशुदधया युक्तो 
घुत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयाँस्त्यक्त्वा 
रागद्वेषौ व्युदस्य च॥५१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्क्षायसानसः। 
ध्यानयोगपरो' नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 
अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥॥५३॥ 
जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसा योगी दुढ़ता पूर्वक 
अपने को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्यागकर, राग-द्वेष 
को जीतकर, एकांत सेवन करके, अल्पाहार करके,वाचा, काया 
और मन को अंकुश में रखकर, ध्यान-योग में नित्यपरायण रहः 
कर, वैराग्य का आश्रय लेकर, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध 
और परिग्रह को त्यागकर, ममता रहित और शांत होकर ब्रह्म- 
भाव को पाने योग्य बनता है । ५१-५२-५३ 
ब्रह्ममृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काइ क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मूक्ति लभते पराम्‌॥५४॥ 
ब्रह्मभाव को प्राप्त प्रसन्नचित मनुष्य न तो शोक करता है, 
न कुछ चाहता है । भूतमात्र में समभाव रखकर मेरी परमभक्ति 
को पाता है। ५४ 
भक्त्या मामभि जानाति यावान्यश्चास्सि त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो नात्वा विजते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
मैं कंसा और कौन हूं इसे भक्ति द्वारा वह यथार्थं जानता 
है और इस प्रकार मुझे यथार्थ जानकर मुझमें प्रवेश करता है। 
५५ 
_ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद््यपाभ्रयः। 
` ` मत्प्रसादादबाप्नोति शाश्वतं पवमस्ययम्‌ ॥५६॥ 
मेरा अश्रय ग्रहण करनेवाला सदा सब कर्म करता हुआ भी 


... ५... 6000 ५. 


१६६ अनास क्तियोग 


मेरी कृपा से शाइवत, अव्ययपद को पाता है। ५६ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगशुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव॥५७॥ ` 

मन से सब कर्मो को मुझमें अर्पण करके मुझमें परायण 
होकर, विवेक-बुद्धि का आश्रय लेकर निरंतर मुझमें चित्त 

लगा । ड ५७ 
मच्चितः सवंदुर्गाणि मत्प्रसादात्त रिष्यसि। 
अथ चेतत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि बिनङ यसि ॥५८॥ 

, मुझमें चित्त लगाने पर कठिनाइयों के समस्त पहाड़ को 
मेरी कृपा से पार कर जाएगा, कितु यदि. अहँकार के वश होकर 
मेरी न सुनेगा तो नाश हो जायगा । ५८ 

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 
मिर्थ्यंष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।।५६॥ 
अहंकार के वश होकर मैं युद्ध नहीं करू गा' ऐसा तू 
मानता हो तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। तेरा स्वभाव ही 
तुझे उस तरफ से बलात्कार से घसीट ले जायगा | ५६ 
स्वभावजेन कोन्तेय 
निवद्धः स्वेन कमंणा। 
करतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ 
करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
है कौतेय ! अपने स्वभावजन्य कर्म से बद्ध होने के कारण 
तू जो मोह के वश होकर नहीं करना चाहता, वह. बरबस 
करेगा । i <० 
ईश्वरः . सवंमूतानां ह॒द्देशेडर्जुन, तिष्ठति। 
्रामयन्सर्द भूतानि यन्लारूढानि मायया ।।६१॥ 
हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बास करता है 
और अपनी माया के बल से उन्हें चाक पर चढे हुए घड़े की 
तरह घुमाता है । : ६१ 








अठारहवां अध्याय : संव्यासयोग 


तमेब शरण गच्छ 
सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति 
स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
हे भारत ! सर्वभाव से तू उसकी शरण ले । उसको कृपा 
से परम शांतिमय अमर पद को पावेगा । ६२ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमृश्यंतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
इस प्रकार गुह्य-से-गुह्य ज्ञान मैंने तुझसे कहा । इस सारे 
का भलीभांति विचार करके तुझे जो अच्छा लगे सो कर। ६३ 
सवंगुह्यतमं भूयः श्यणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
और सबसे भी गुह्य ऐसा मेरा परमवचन सुन । तू मुझे बहुत 
प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे तेरा हित कहूंगा । ६४ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
। मामेवँष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५।। 
मुझसे लगन लगा, मेरा भक्त वन, मेरे लिए यज्ञ कर, मुझे 
नमस्कार कर । तू मुझे ही प्राप्त करेगा, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा 
है । तू मुझे प्रिय है । ह 
सर्वधर्मान्परित्यञ्य मामेक शरणं व्रज। 
अहं त्वा सबपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ग्रु. ॥६६॥ 
सब धर्मो का त्याग करके एक मेरी ही शरण ले ! मैं तुझे 
सब पापों से मुक्त करू गा । शोक मत कर। ६६. 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्र्‌ षबे वाच्यं न च मां योऽभ्यसयति ॥६७॥। 
जो तपस्वी नहीं है,जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं 
चाहता और जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह (ज्ञान) तू कभी 
न कहना । Fees 523 


१६८ अनासक्तियोग 


य इमं परमं गुह्यं मड्क्तेष्वभिधास्यति। 
अक्ति मयि परां कृत्वा मामेवष्यत्यसंशयः॥। ६८॥ 
परंतु यह परम गुह्यज्ञान जो मेरे भक्तों को देगा वह मेरी 
` परम भक्ति के कारण निसंस्देह मुझे ही पावेगा । दद 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्कत्तम: । 
झविता न चमे तस्मावन्य: प्रियतरो भुवि ॥६६॥ 
उसकी अपेक्षा मनुष्यों में मेरा कोई अधिक प्रिय सेवक नहीं 
है और पृथ्वी में उसकी अपेक्षा मुझे कोई अधिक प्रिय होने- 
वाला भी नहीं है । ६६ 
अध्येष्यते चय इमं धर्म्यं संवादमावयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
` हमारे इस धर्म्यंसंवाद का जो अभ्यास करेगा, वह मुझे 
यज्ञ द्वारा भजेगा, ऐसा मेरा मत है। ७० 
श्रद्धावाननसूयश्च श्युगुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्त :शुभा ल्लोकान्प्राप्नुयात्युण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
और जो मनुष्य द्वेष-रहित होकर श्रद्धापूर्वक केवल सुनेगा 
ह मुक्त होकर पुण्यवान जहां बसते हैं उस शुभ लोक को 
पावेगा । रत ७१ 
टिप्पणी--इसमें तात्पर्यं यह है कि जिसने 
अनुभव किया है वही इसे दूसरे कोदे सकता है। रे वजन" 
रण करके 0, अर्थसहित सुना जानेवालों के विषय में ये दोनों 
इलोक नहीं है। 
'केच्चिदेतच्छ तं पायः त्वयैकाप्रेण चेतसा। 
हू Grn i घनंजय ॥७२॥ 
. हेपार्थ ¦ यह तूने एक्राग्रचित्त से सुना ? हे धनंजय ! 
जनास नोह ह न । बस. 


७२ 


अठारहवां अध्याय : संन्यासयोग १६६ 


अर्जून उवाच 
नष्टो मोह: स्मतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७२३॥ 
अर्जुन बोले 
हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह्‌-नाश हो गया है। 
मुझे समझ आ गई है, शंका का समाधान हो जाने से मैं स्वस्थ 
हो गया हूं । आपका कहा करू गा । ७३ 
संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य ` च महात्मनः। 
संवादमिममश्रोषमद्‌ भुतं रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
इस प्रकार वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह रोमांचित 
करनेवाला संवाद मैने सुना । ७४ 
व्यासप्रसादाचछ तवानेतद्गुह्ममहूं परस्‌। 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम्‌ 1७91. 
व्यासजी की कृपा से योगेश्वर श्रीकृष्ण के श्रीमुख से मैंने 
यह गुह्य परम योग सुना । ४ | ७५ 
राजन्संस्मुत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मृहुः ॥७६॥ 
हें राजन्‌ ! केशव और अर्जुन के इस अदभुत और पवित्र 
संवाद का स्मरण कर-करके, मैं बारंबार आनंदित होता हूँ ।७६ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्मयो मे महाराजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 
हे राजन्‌ ! हरि के उस अद्भूत रूप का खूब स्मरण कर- 
करके मैं बहुत विस्मित होता हूं और बारंबार आनंदित होता 
रहता हुं। | 
यस] योगेश्वर: कृष्णो यल पार्थो धनुधं रः । 
त्च श्रीबिजयो भूतिध्रवा नोतिमंतिर्मम ॥७८।। | 


जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धनुर्राधारी पार्थ है, वहां श्री 





७७... 


१७० अनासक्तियोग 


है, विजय है, वैभव है और अविचल नीति है, ऐसा मेरा अभिप्राय 
है । ७५ 
टिप्पणी--योगेश्‍्वर कृष्ण से तात्पर्य है अनुभव सिद्ध शुद्ध 
ज्ञान और धनुर्धारी अर्जुन से अभिप्राय है तदनुसारिणी क्रिया, इन 
दोनों का संगम जहां हो, वहां संजय ने जो कहा है उसके सिवा 
दूसरा क्या परिणाम हो सकता है ? 
३ तत्सत्‌ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या- 
्तर्गतयोगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुन संवाद का 'संन्यासयोग' 
नामक अठारहवां अध्याय । 


ॐ शान्ति 
© 


te] 














AT, CR 
< 





iy ae 








मंडल का 
आध्यात्मिक साहित्य 
5 
७ गीता माता 
७ गीता-बोध 
० गीता की महिमा 
७ भागवत कथा 
७ भगवद्गीता 
० विष्णु-सह्रनाम 
७ युद्ध-वाणी 
७ श्रीअरविद का जीवन दशंन 
७ रामायण के पात्र (भाग १-२) 
० भारत सावित्री (खंड १, २, ३) 
® तुलसी-रामकथा माला (चार भाग) 
: जीवन भोर दशन 
ईसा : जीवन और दर्शन 
ता प्रवेशिका 
नेश्वर की ज्ञान गंगा 
[मद्‌भागवत के पंचगीत 
“ और बोद्ध साधक 
वृक्ष की छाया में 
सक्ति-योग 





